दूसरा अध्याय 


सामानिक्र-जीवन 





परिष्छेद १ 
बरण एवं जाति 


कि] वर्ो-विभाजन 


“शादू लकर्णावदान” में पुष्करसारी ब्राह्मण चार वर्णों का (उल्लेख 
करता है--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शरुद्र | वह कहता है कि ब्राह्मण से 
ही यह समस्त लोक प्रादुर्भ[त हुआ है । ब्राह्मण ब्रह्म के मुख से उत्पन्न 
हुए उन के औरस पुत्र हैं । उर एवं बाहु से क्षत्रिय, नाभि से वेश्य और 
परों से शृद्र उत्पन्न हुए हैं । 


“तस्य ज्येष्ठा वयं पुत्रा: क्षत्रियास्तदनन्तरमृ । 
वेश्यास्तृतीयका 'वर्णा: शुद्रनास्ता चतुर्थकः ॥/”१ 
पुष्क रसारी ब्राह्मण मातंगराज त्रिशंकु से कहता है--- 
“स त्व॑ं वृषल चतुर्थेषपि वर्णो न संदृश्यते श्रह चाग्रे वर्णो श्रेष्ठे बरसों परसे 
वर अबरे वर ” ॥* 


इससे स्पष्ट है कि चाण्डालों की गणना इन चार वर्खों में न थी । उन 
का इन चार वर्णो से पृथक ही पंचम वर्ण था । इन्हें हीन योनि का बतलाया 
गया है। इस प्रकार सामाजिक वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण शीष॑स्थानीय थे । 
इन के अनन्तर ऋमशः क्षत्रिय, वैश्य एवं शुद्र आते थे। इन सब के पद्चातु 
सब से निम्न कोटि चाण्डालों की थी। 


१. शादू लकर्णावदान, प्ृ० ३२३ ॥ 
२. वही, ३२३ । 


२० | विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


अपने पुत्र शादू लकर्ण के लिए मातंगराज त्रिशंकु के द्वारा पुप्करसारी 
ब्राह्मण से दुहिता-याचना किये जाने पर वह क्रोध से भभक उठता है और 
कहता है-- 

“घिगु प्रास्यविषय चण्डाल, नेदं॑ इवपाकवचन युक्‍तस, 
यस्त्व॑ ब्राह्मण वेदपारगं हीनश्चण्डालयोनिजो भुत्वा इच्छस्पवम्वितुम्‌ ।' 

तू चाण्डाल योनि का है और मैं द्विजाति में उत्पन्न हुआ हूँ । ऐ मूढ़ 
तू हीन का श्रेष्ठ से सम्बन्ध कैसे स्थापित करना चाहता है ? श्रेष्ठ का श्रेष्ठ के 
साथ ही संबन्ध होता है, न कि हीन व्यक्ति के साथ । इस अप्रार्थनीय सम्बन्ध 
की याचना कर निश्चय ही तू वायु को पाशबद्ध करना चाहता है । एक 
जाति का व्यक्ति अपनी जाति में ही विवाहादि सम्बन्ध रखता है, अन्य 
जाति मे नही । ब्राह्मण-ब्राह्मणों के साथ, क्षत्रिय-क्षत्रियों के साथ, वैश्य-वैश्यों 
के साथ और शुद्र-शूद्रों के साथ सवन्ध रखता है । इसी प्रकार चाण्डाल 
चाण्डालों के साथ और पुककस-पुशकसों के साथ सवन्ध रखते है । एक जाति 
का व्यक्ति अपने सहश जाति वाले के साथ ही विवाहादि संवन्ध रखता है, न 
कि चाण्डाल ब्राह्मणों के साथ । 

पुष्करसारी, चाण्डाल को सर्वजाति विहीन, सर्ववर्ग जुगुप्सित, कृपण और 
पुरुषाधम कहता है। 

“रामायण में भी चाण्डालो की गणना समाज की सर्वाधिक उपेक्षित 
जाति मे की गई है। 

इस अवदान से यह स्पष्टरूप में परिज्ञात होता है कि समाज में ऊँच- 
नीज़ का भेद-भाव एवं अस्पृश्यता की भावना इतनी अधिक थी कि जाति 


और कुल के न पूछे जाने पर भी प्रकृति आनन्द हारा जल याचना किये 
जाने पर सहसा कह उठती है--- 


“मातड्‌.गदारिकाहमस्मि भदन्त आनन्द | * 
[ख कर्मणा वर्ण-व्यवस्था न जन्मना 


उपयु कत वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर थी, उस में कर्म का कोई भी 


शाडूं लकर्णावदान, पु० ३२० । 
शादूं लकर्णावदान पु० ३२१ 
“योनी अ्रधमा वयस्र 

शादूं लक्णावदान, पु० ३१४॥। 


कक दुण द० 


दिव्यावदान में संस्क्ृति का स्वरूप | २१ 


- स्‍थान नहीं था। भगवान्‌ बुद्ध ने इस जन्मना वर्ण व्यवस्था का खण्डन किया । 
“उन की दृष्टि में जन्म से ही केवल कोई ब्राह्मण या शुद्र नही होता, प्रव्युत्‌ 
कर्मो के अनुसार ही कोई व्यक्ति ब्राह्मण या शूद्र कहा जाता है । 


मातंगराज त्रिशंकु और पुष्करसारी ब्राह्मण का वार्तालाप यह स्पष्ट 
करता है कि किसी व्यक्ति का ब्राह्मयरात्त किस प्र--उस्र के कर्म पर अथवा 
जन्म पर--निर्भर करेगा ? इस अवदान के अन्त मे भगवान्र बुद्ध ने भिक्षुओं 
से कहा है-- 


“स्थाद्‌ भिक्षवो युष्माक काइक्षा वा विमतिर्वा विचिकित्सा वा--अन्यः 
स तेन कालेन तेन समयेन त्रिशडः कुर्नाम मातडः गराजोअभृत्‌ ? नेच॑ द्रष्टव्यम्‌ । 
अहसेव स तेन कालेन तेन ससयेन त्रिशडः कुर्नाम सातडः गराजो&भुवय््‌ ।/? 


इस से यह निश्चित हो जाता है कि मातंगराज त्रिशकु के वचन स्वयं 
भगवान्‌ बुद्ध के ही अपने विचार है । 


उन के अनुसार भस्म और सुवर्ण तथा अन्चकार और प्रकाश मे ' जैसी 
विशेषता उपलब्ध होती है, वैसी ब्राह्मण और अन्य जाति मे नहीं । ब्राह्मण 
न तो आकाश अथवा मसरुत्‌ से उत्पन्त हुआ है और न अररखि के मध्य से 
उत्पन्त हुई अग्नि के समान पृथ्वी को भेद कर उत्पल्त हुआ । ब्राह्मण भी 
माता की योनि से जन्म लेता है और चाण्डाल भी । फिर उन के श्रेष्ठत्व और 
वृषलत्व में क्या कारण है ? जिस प्रकार ब्राह्मण मृत्यु के परचात्‌ जुगुप्सा एवं 
अशुचि का पात्र समझा जाता है, उसी प्रकार अन्य वर्णों भी समझे जाते है। 
सभी मनुष्यों में पैर, जाघ, नख, मास, पाइवे, और पृष्ठ समान रूप से रहते है 
ऐसा कोई भी विशेष अंश उपलब्ध नहीं होता, जिस के आधार पर चतुर्व॑र्णो 
का पृथक्‌-पृथक्‌ विभाजन किया जा सके | जिस प्रकार क्रीडा करता हुआ 
वालक पांशु-पुज को स्वय ही भिन्‍न-भिन्‍न नाम देता है, यथा यह क्षीर है, यह 
दि है, यह मांस है, यह घृत है आदि आदि, परन्तु बालक के कथन मात्र से 
ही वह उन्त-उन वस्तुओं में परिणत नही हो जाता, उसी प्रकार ब्राह्मण के कहने 
मात्र से ही इन चारो वर्णे का पृथक्‌ू-पृथक्‌ विभाग नहीं हो जाता । जिस 
प्रकार ब्राह्मण अपने सत्‌ या असत्‌ कर्मो के फल-स्वरूप स्वर्ग या नरक में जाता 
है, उसी प्रकार अन्य वर्ण भी । 





१. शाह लकरणाविदाल, पु० ३१४। 


२२ | विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


जिस प्रकार अण्डज, जरायुज, संस्वेदज एवं औपपादुकों मे पैर, मुख, वर्ण 
संस्थान, आहार आदि के कारण नानात्व के दर्शन होते हैं, उस प्रकार का भेद 
इन चार वर्णो मे दृष्टिगोचर नही होता । 


जिस प्रकार स्थलज वृक्ष--तमाल, करणिकार, शिरीपादि; क्षीर वृक्ष-- 
उदुम्बरादि; फलभैपज्य वाले वृक्ष--आमलकी, हरीतकी आदि; गौर स्थलज 
पुष्प वृक्ष--चम्पकादि; तथा जलज पुष्प वृक्ष - पद्मोत्पलादि में मूल, स्कन्ध, 
पत्र, पुष्प, फल,रूप, गन्ध वर्ण आदि के कारण नानाकरण प्राप्त होता है, वेसा 
चारो वरणों में नही । 


भातंगराज त्रिशंकु पुप्करसारी ब्राह्मण से कहता है कि यदि अनुमान को 
प्रमाण मानते हो तो भी तुम्हारे कहने के अनुसार ब्रह्मा के एक होने से उनकी 
प्रजा भी एक जाति की होगी । 


ये समस्त प्राणी ब्रह्मा से नही उत्पन्न होते, अपितु अपने-अपने कर्मों के 
फलस्वरूप ही जन्म ग्रहण करते है तथा अपने निम्नोच्च कर्मों के कारण ही 
वे ब्राह्मण अथवा शुद्र कहे जाते है । मह॒षि दुवेपायन का जन्म एक विषादी 
[ धीवर की लड़की ] के गर्भ से हुमा था। वह उग्र, तेजस्वी तथा तपस्वी 
थे। ब्राह्मणी पुत्र न होने पर भी वह ब्राह्मण कहलाये । परशुराम क्षत्रिया 
रेणुका के गर्भ से उत्पन्त हो कर भी पण्डित, विनीत, एवं सर्वज्ञास्त्रविज्ञारद 
होने के कारण ब्राह्मण कहलाये । 


इस प्रकार भगवान्‌ बुद ने जन्म का विरोध कर कर्म के आधार पर 
वर्णा-व्यवस्था को माना । वर्णा-व्यवस्था का स्वरूप जन्मना न होकर, कर्मेणा 
स्वीकार किया । जो भी मनुष्य तेजस्वी, तपस्वी, पण्डित, विनीत एवं सदाचरण 
संपन्‍न होगा, वह ब्राह्मण पद का अधिकारी है। जिस प्रकार अधर्माचरण- 


रत ब्राह्मण जुगुप्सा का पात्र समझा जाता है, उसी प्रकार धर्मानुष्ठानो के 
फलस्वरूप चाण्डाल अजुगुप्सतीय होते है । 


धमंण हि चण्डाला प्रजुगुप्सनीया भवन्ति ।"* 
यदि उच्च कुलीन जनों मे दोष का आविर्भाव गहा का कारण होता है, 


् 


तो नीच जनो में भी गुण-योग समुचित सत्कार का कारण होना 
चाहिए । 





१. जा लकर्णावद्ान, घप०७ 339 ॥$ 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरुप | २३ 


मनुष्य के कर्मानुसार ही उन को ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि विभिन्‍न संज्ञाएँ 
दी गईं है। वस्तुतः सब एक ही है । 

“एकमिदं सर्वरसिदभेकसू ।/* 

जो लोग शालि-क्षेत्रो का वपषन करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनकी 
क्षत्रिय संज्ञा है ।' 

दूसरे लोग जो परिग्रह को रोग, गण्ड और शल्य समझकर उस का 
त्याग कर घन में तृरा, काष्ठ, शाखा, पत्र, पलाशो को एकत्र कर तृरणा-कुटिका 
अथवा पराुं-कुटिका का निर्माण कर उस में निवास करते हुए ध्यान मस्त रहते 
है और प्रातः काल पिण्डार्थ ग्राम मे जाते है, उन का आम-वासी विशेष 
सत्कार करते है, और उन्हें दान देते है। स्वकीय परिग्रह का त्याग कर 


भ्राम-निगम-जन पद से बाहर जाने के कारण इस की बहिमनस्क ब्राह्मण सन्ञा 
श्र श्र 
हुई । 


कुछ ऐसे थे, जो ध्यानादि का अनुष्ठान मे कर गआमों में जाकर मत्रों 
को पढ़ाते थे । ग्राम वासियों ने इन को अध्यापक कहा ।* 

कुछ ऐसे व्यक्ति जो नाना-विध अर्थोपार्जन मे दत्तचित रहते थे, उन को 
वेदय कहा गया ।" 


ऐसे व्यक्ति जो निम्न प्रकार के क्यों दुवारा अपनी जीविका चलाते थे, 
शुद्र कहलाये ।* 


खेती करने वालो को कृषक कहा गया ।7 


जो धर्म, शील, त्रत, सदाचरण तथा आभापषणादि के दूवारा पपंदर का 
अनुरजन करता था, वह राजा कहलाया । 


निनीय तल तखिय ते 


शाहू लकणरविदान, पृ० ३२८ । 
वही, पृ० ३२८॥। 
वही, पृ० ३२८ । 
चही, पृ० ३२६ । 
-« वही, पृ० श२८ | 
बही, पृ० ३२६। 
वही, पृ० ३२६ । 
वही, पृ० ३२६ । 


॥ &6 40 #द रू नए 2० २७ 


२४ | दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


जो वारिज्य व्यवसाय के द्वारा अपनी जीवका यापन करते थे, उन की 

वरिक्‌ संज्ञा हुई ।" 
अन्य व्यक्ति जो प्रत्रजित हो कर पर-पीड़ा हरण करते थे, उन को 
प्रत्नजित कहा गया ।' 

इस प्रकार मनुष्य को उस के कर्म के अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न सज्ञाएं दी 
गई । 

“कुणालावदान” मे हम देखते है कि वुद्ध-शासन में अत्यधिक प्रीति 
उत्पन्न होने के कारण राजा अशोक जहाँ कही भी शाकयपुत्रियों को देख कर 
उन को शिरसा प्रणाम करता है। किन्तु यह वात उस के यश नामक अमात्य 
को नही रुचती । वह राजा से कहता है-- 


“देव, नाहँसि सर्वेवर्णप्रत्नजितानां प्रणिपातं कतु म्‌ । सन्ति हि शाक्यश्रा- 
मरणोरकाश्चतुर्भ्यो वर्णे+य: प्रव्नजिता इति ।”' 
उस समय राजा उस से कुछ नही कहते । किन्तु कुछ समय बाद वह 
सभी अमात्यों से भिन्‍न-भिन्‍न प्राणियों का शिर लाने को कहते है और यश 
को मनुष्य का शिर लाने का आदेण देते है । फिर उनसे उन शिरों को बेचने के 
लिए कहते है ! अन्य प्राणियों का णशिर तो लोग खरीद लेते है किन्तु 
मनुष्य के शिर का कोई ग्राहक नही मिलता । कारण पूछने पर यण कहता 
है--“जुगुप्सितत्वात्‌” | राजा उससे पूछता है कि क्‍या मेरा भी शिर जुगुप्सित 
है ? और उस्त के “एवमिति” कहने पर राजा कहता है-- 
“विनावि मुल्येविजुगुप्सितत्वात्‌ 
प्रतिग्रहीता भुवि यस्य नास्ति ॥ 
शिरस्तदासाद्य ममेह पुण्य॑ 
यर्याजित कि विपरीतमन्न ॥” 
तुम शाक्य भिक्षुओ की जाति को ही देखते हो, उन के आस्तरिक गुणो 


को नही । धामिक कार्यों मे गुण देसे जाते है, जाति का विचार नही. किया 
जाता । 


कब फसल ली नी तत >> 


१. शाहू लकर्णावदान, पृ० ३२६ । 
२. बही, पृ० ३२६ । 
है कुणालाबदान, पु० २४२ । 


विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | २५ 


“आ्रावाहकालेष्य विवाहकाले । 
जाते: परीक्षा न तु धम काले । 
धघम करियाया हि गुणा निमित्ता 
गुणाश्च जाति न विचारयन्ति ॥ 
चित्त की एकाग्रता के कारण ही मानव शरीर निन्‍्य अथवा स्तुत्य होता 
है । जिस प्रकार गुण परिवर्जित द्विजाति की पतित कह कर अवज्ञा की 
जाती है, उसी प्रकार निर्धन एवं नीचकुलोत्पन्न भी शुभ गुण युक्त प्राणी 
प्रणम्य है । सत्कार गरुणो एव सदाचरणो के होते है, न कि जाति और कुल 
करे । वह ऊँच और नीच की वेषम्य दृष्टि का खण्डन करते है । 


“त्वग्मांसास्थिशिरायक्ृत्प्रभूतयों भावा हि तुल्या न्‌ णास्र्‌ ।) 


आनन्द के जल-पाचना करने पर जब प्रकृति अपने को मातंगदारिका 
बत्तलाती है, तो वह कहते है-- 


“नाहूं ते भगिनि कुल वा जाति वा पृच्छामि | अपि तु सचेन्ते परित्यक्तं 
पानीयसू, देहि, पास्यामि । 


इस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध ने जाति प्रथा का विरोध कर मानव समानता 
के आदर्श का प्रतिपादन किया । कया ब्राह्मण और क्या मातग: मानव होने 
के कारण सभी उन की दृष्टि मे एक थे । ये सभी सत्त्व ब्रह्मा के द्वारा 
नही उत्पन्न किये गये है, अपितु क्लेशज और कर्मज है तथा नाना कर्माश्रयों के 
कारण पृथक्‌-पृथक्‌ दिखाई पड़ते है । वस्तुतः सब एक ही है । 
[ग] ब्राह्मणों पर श्राक्षेप 


प्राणि-वध का जो पाप कर्म है, वह ब्राह्मणों के द्वारा ही प्रकाशित 
किया गया है। मास-भक्षण की इच्छा रखने वाले ब्राह्मणों ने ही पशु-प्रोक्षण 
की कल्पना की । इन के अनुसार मत्रो से प्रोक्षित हो पशु स्वर्ग को जाते हैं । 
यदि स्वर्गं-गमन का यही मार्ग है तो फिर ये ब्राह्मण स्वयं अपने को अथवा 
अपने माता-पिता, अ्राता, भगिनी, पुत्र, दुहिता, भार्या आदि को मत्रों द्वारा 
क्यों नही प्रोक्षित करते ? जिस से सभी को सद॒गति की प्राप्ति हो । 


१. कुणालावदान, पृ० २४२--२४४ । 
२. शादूं लकर्णावदान, पु० ३१४। 
३. वही, पृ० ३३२। 


२६ | दिव्यावदात में संस्कृति का स्वरूप 


ब्राह्मणों ने, चार प्रकार के पाप ब्राह्मणों में बतलाये है--- 


सुबर्ण चौर्य॑ सद्या च गुरुदाराभिमर्दनम्र । 
ब्रह्मपनता च चत्वारः पातका ब्राह्मरोष्वमी | 
स्वर्ण-हरण से बढ कर और कोई स्तेय नही है। स्वर्ण-हरण करने वाला 

विप्र अब्राह्मण कहलाता है । सुरापान को वज्यं बतलाया है और दूसरे अन्न 
पान का चाहे वे यथेष्टत: भक्षण करे। उस में कोई दोप नहीं । केवल 
गुरुदाराभिगमन का निषेध किया है, चाहे अन्य स्त्रियों में वे यथेप्टत: प्रवृत्त 
हो । ब्राह्मण-वध की निन्‍दा की, किन्तु अन्य अनेक प्राणि-वध का कुछ भी 
विरोध न किया । उन की दृष्टि में ये पाप-कर्म न थे । 


'त्येत्ते पातका हू युकता ब्राह्मरोषु चतुविधाः । 
भवन्त्यत्नरह्मणा येन ततोष्न्येषपातका: स्पृता: ॥* 


इतना ही नही, उक्त चार पातको के करने से अब्राह्मणात्व को. भी प्राप्त 
हुआ विप्र कुछ निश्चित ब्रतानुष्ठान के पश्चात्‌ पुनः ब्राह्मण पद पर प्रतिष्ठित 
हो जाता है । 
/श्रसी दृवादशवर्षाणि घारयित्वा खराजिनम्‌ । 
खट्वाड्‌ गमुच्छित कृत्वा मृतज्ञीषें च भोजनमृ ॥ 
एतदन्रत॑ समादाय निश्चयेच निरन्तरसू । 
पूर्ण दुवादशमे वर्ष पुनर्ब्राह्मणातां बजेत्‌ ॥7* 
ब्राह्मण वाजपेय, अग्वमेघ, पुरुषमेघ, शाम्यप्राश आदि यज्ञों का यजन 


करते हुए अनेक मत्रो का उच्चारण कर प्रारिग-हिंसा करते है । किन्तु स्वर्गे- 
प्राप्ति का यह मार्ग नही है । 


शील-रक्षा ही स्वर्ग-प्राप्ति का सच्चा मार्ग है । 





१. शाह लकर्णावदान, प० ३२२ ॥ 
रे. बही, पु० ३२२। 
३. वही, पृ० ३९३ । 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | २७ 


“शीलं रक्षेत मेघावी प्रार्थथान: सुखत्रयम्र । 
प्रशंसां वित्तलाभं च प्रेत्य स्वयं च मोदनस, ॥/!१ 


स्वगें-गमन के आठ प्रकार बतलाये गये है -- 
श्रद्धा शीलं तपस्त्याग: श्रुतिरज्ञान दयेव च । 
दर्न॑ स्ववेदानां स्वर्गन्नतपदानि बे ॥ 


३ 


[ घ॒ ] ब्लाह्मण-पद की सान्‍्यता 


बुद्ध ने जाति-भेद को स्वीकार नहीं किया, किन्तु “ब्राह्मण” शब्द की 
प्रतिष्ठा को स्थिर रखा । फिर भी उसे जन्म से नहीं माना । उच्च गुर 
वाले को ही बुद्ध ने ब्राह्मण स्वीकार किया _। जो उम्रतप, विनीत, ब्रत एवं 
शील में सदा तत्पर रहते है तथा अहिसा, दम और सयम मे सदा रत है, वे ही 
ब्राह्मण कहलाते है तथा वे ब्रह्मपुर में जाते है। 


“ये ब्राह्मणा उग्रतपा विनीता 
ब्तेन शीलेन सदा हम पेताः । 
अहिसका ये दससंयमे रता- 
स्ते ब्राह्मण ब्रह्मपुरं ब्रजन्ति ॥ 


मै ३ 





१२. शाहू लकरणाविदान, पु० ३३०॥। 
२. वही, पृ० ३३१ 
रे. यही, पृ० २२७ 


परिच्छेद २ 


आश्रम-व्यत्रस्था 


रामायणु-काल मे ब्रह्मचयें, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ और सन्‍यास इन चार 
आश्रमो की प्रतिष्ठा हो चुकी थी । ” वेदो में बरह्मचयं का स्थान बहुत ऊँचा 
है । बुद्ध की शिक्षाओ मे भी ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है । ब्रह्मचारी 
स्‍्त्री-सम्पर्क से सर्वेथा दूर रहता था । राजा वासव के द्वारा पंच महाप्रदान 
अपित किये जाने पर माणवक सुमति उन में से चार को ग्रहण करता है 
किन्तु एक सर्वालड्‌ कारविभूषिता कन्या का परित्याग कर देता है और कहता 
है--“अहूं ब्रह्मचारी” । 


बौद्धो ने गृहस्थ-जीवन को कोई विशेष महत्त्व नहीं दिया | वे 
गृहस्थाश्रम को आत्मबोधि मे एक प्रवल अन्तराय समभते थे । गृहस्थाश्रम 
का मोह प्रन्नज्या-ग्रहया मे बाधक होता था ) गुप्त गान्धिक स्थविर से 
कहता है-- 


“आयें, अह तावद्गृहवासे परिगृद्धों विषयाभिरतस्च । न मया दाकक्‍्य॑ 
प्रत्नजितु । अपितु योउस्माक पुत्रों भवति, त॑ वयमार्यस्य पदचाच्छमरां 
दास्यामः! । ' 

इस प्रकार रामायण मे प्रतिष्ठित ग्रहस्थाश्रम की सर्वोत्कष्ट महिमा * 
इस काल में सर्वथा विलुप्त हो गई । 


वौद्ध-धर्म में वानप्रस्थ-आश्रम का कोई भी उल्लेख नही प्राप्त होता । 





रामायण २॥१००१६२ 

धर्मेरुच्यवदान, पृ० १५२ । 

पांशुप्रवानावदान, पृ० २१७ । 

“चबुशांमाअ्रवाएा हि गाहुंस्थ्यं श्रेष्ठमुत्तमम्‌ । २१०६॥२२ 


#0 ४० 2०४ 25 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | २८ 


वौद्ध-धर्म में वानप्रस्थ आश्रम की कोई अपेक्षा नहीं । ये सीधे भिक्षु 


बन सकते थे । सार्थवाह पूर्ण विवाह-प्रस्ताव को स्वीकार न कर प्रन्नज्या-प्रहरा 
करता है । ? माणवक तब्रह्मप्रभ भी विवाह-प्रस्ताव को द्वुकरा कर प्रब्नज्या- 
ग्रहरा करता है। हैं 


१. पूर्णावदान, पृ० २१ । 
२. रूपावत्यव॒दान, पु० ३११॥ 


परिच्छद रे 


संस्कार 


जिन पोडद-संस्कारों की गणना ब्राह्मण-प्न्थों में प्राप्त होती है, वे 
बौद्ध-साहित्य में नही उपलब्ध होते । तथापि उन में से कुछ का उल्लेख हुआ 
है । किन्तु उन का वह प्राचीन स्वरूप यहाँ नही प्राप्त होता जो हमें ब्राह्मरा- 
साहित्य मे दृष्टिगोचर होता है। वौद्ध-काल में “संस्कार” का आशय किसी 
“लौकिक व्यवहार ' से होता था, जिस मे न तो यज्ञ याग्रादि किसी घार्मिक 
कृत्य के अनुष्ठान की आवश्यकता होती थी और न उन कृत्यों के सम्पादन 
करने वाले किसी पुरोहितादि की ही । 


नीचे “दिव्यावदान” मे प्राप्त होने वाले कुछ संस्कारों का परिचय दिया 
जाता है। 


[ १ | गर्भाधान-संस्कार 


“दिव्यावदान' में गर्भ-स्थापन की क्रिया एक संस्कार के रूप मे प्रतिष्ठित 
नही प्राप्त होती है। इसका स्वरूप पति-पत्नी के रमण-परिचरण द्वारा 
प्रादुभूत होने वाले एक सहज व्यापार के रूप में प्राप्त होता है | इस 
संवन्ध मे विभिन्न स्थलों पर समान रूप से यह अश उपलब्ध होता है-- 


“स्‌ तया सार्थ क्रीडते रमते परिचारयति । तस्य क्रोडतो रमतः 
परिचारयतः पत्नी श्रापन्नसत्त्वा संवृत्ता' । " 


आपन्नसत्त्वा स्त्रियों के आहार-विहार में विशेष सावधानी रखी जाती थी । 
उन्हें वैद्यो द्वारा निर्दिष्ट ऐसे आहार दिये जाते थ्रे, जो अति तिक्त, अम्ल, 





१. पूर्णावदान, पृ० १५॥, स्वागतावदान, पृ० १०४ ।॥, ज्योतिष्कावदान, 
पृ० १६२ ॥ संघरक्षितावदान, पृ० २०४ १ 


विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | ३१ 


लवण, मधुर, कठु एवं कयाय न होते थे । गर्भ-परिपुष्टि-काल पर्यनत वे 
किचिदपि अमनोज्ञ शब्द-श्रवण नही करती थीं |" 


[२ |] जातकर्म श्रथवा जातिमह-संस्कार 


बाठ या नव महीने व्यतीत होने पर बालक या बालिका का जन्म होता 
था ।  सनन्‍्तान के उत्पन्त होने पर राजा तथा अन्य सम्पन्न ग्रहपति इक्कीस 
दिनों तक विस्तार के साथ जातकर्म [जातिमह] संस्कार करते है । वे नगर 
को पाषाण, शर्कर, बालुकादि से रहित कर चन्दन-वारि-सिक्त कर देते है । 
नगर में ध्वज-पताकाएँ फहराती है, सुरभिधृषघटिका रखी जाती है तथा 
नानाविध पुष्प विख्तेर दिये जाते है। श्रमणा, ब्राह्मण, कुपण, ओर याचको 
को दान भी दिया जाता है । राजा सर्व बच्धनो को उन्मुक्त कर देते है ।' 


[ ३ | नामकरण-संस्कार 


'सविस्तार जातकम के पश्चात्‌ शिशु का नाम रखा जाता था। ये नाम 
सर्वथा कुल के अनुरूप होते थे । नाम खुब सोच समझ कर विचार पूर्वक रखे 
जाते थे । बिना विचार किये हुए उलटा सीधा जो जी में आया, ऐसे 
नामकरण का विधान न था ।* गृहपति बलसेन के पुत्र का नाम “श्रोण 
कोटिकर्ण” उस के श्रवण नक्षत्र में उत्पन्न होने तथा कोटि मूल्यों वाली रत्न- 
जठित आमुक्ता (कर्णाभूषण) के साथ उत्पन्न होने के कारण रखा जाता 
है ।* ५०० वरिक्‌ पुत्रो का नाम कुल के अनुरूप ही रखा जाता है ।' नाम 


१. कोटिकशाविदान, पुृ० १ ॥ स्वागतावदान, पु० १०४॥, सुधनकुसारावदान 
पू० रकरई । 

२. कोटिकरणविदान, पृ० २ ॥; पुर्रावदान, पृ० १४ । स्वागतावदान पृ० 
१०४ । संघरक्षितावदान, पू० २०४ । 

३. कोटिकर्णावदान, पृ० २ ॥ पूर्राविदान, पृ० १६ ॥ स्वागतावदान पृ० 
१०४ | सुधनकुमारावदान, पू० २८६/5७ । 

४. स्वागतावदान, पृ० १०५॥ संघरक्षितावदान, पूृ० २०४), सुधनकुमारा- 
वदान, पृ० २८७ । 
कोटिकर्णावदान, पृ० २ । 

६. संघरक्षितावदान, पु २०४--२०५ । 


३२ | विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


सार्थक भी होते थे । * इससे बृहस्पति कथित नामकरण की महत्ता द्योतित 
होती है। 


[४] विद्यारम्म श्रथवा वेदारम्भ-संस्कार 


इस संस्कार का कोई विशेष उल्लेख नही प्राप्त होता । परन्तु यह ज्ञात 
होता है कि बड़े होने पर वालक अनेक प्रकार की शिक्षा प्राप्त करता था ।* 


[५] विवाह-संस्कार 


अध्ययन समाप्त कर लेने और बालक के वयस्क हो जाने पर उनका विवाह 
होता था । शादू लक जब पूर्ण ब्रह्मचय का पालन कर “चीर्णब्रत” तथा 
सभी ब्राह्मण-मंत्रो एवं वेदादि शास्त्रो मे पारगत हो जाता है, तब मातंगतराज 
त्रिदकु यह सोचता है “समयो5य यन॒न्‍्वहमस्य निवेशनघर्म करिष्ये ।/ * किन्तु 
यदि वह विवाह न कर सर्वेजनहिताय एवं सर्वजनसुखाय तपस्या करने की इच्छा 
प्रकट करता था, तो उसके माता-पिता तदर्थ अपनी अनुमति प्रदान कर देते 


थे। ब्रह्मप्रभ माणवक माता-पिता के द्वारा विवाह-प्रस्ताव किये जाने पर 
ऐसी ही इच्छा प्रकट करता है ॥" 


(क) विवाह एक लौकिक-व्यवहार 


विवाह के लिए “निवेश” या “निवेशनधर्म'” दछाब्द प्रचलित थे । 
विवाह में भी किसी धामिक विधि-विधान का अनुष्ठान नही होता था और 


न किसी पुरोहित आदि को ही आवश्यकता होती थी। यह एक प्रकार का 
लौकिक व्यवहार था । 


१. फोटिकर्णावदान, पृ० २ ॥, स्वागतावदान, पृ० १०४ । 
२. “नाम्राखिलस्य व्यवहा रहेतु:, 


शुभावहं कर्मंसु भाग्यहेतुः । 
नाम्तेव कीति लभते सनुष्य- 


स्ततः प्रद्वस्तं खलु नाम कर्म ॥ 
सुधनकुमाराददान, पृ० २८७ । 
शादू लकर्राग्दान, पु० ३१६। 
रूपावत्यवदान, पृ० ३११। 
पूर्राबदान, पु० १६,२१ | जादू लकररविदान, पु० ४२५ 
दाद लकर्णावदान, पु० ३१६। 


कद हु हर दण 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | ३३ 


वर से शुल्क ले कर कन्या का विवाह करने की भी प्रथा थी। पुष्करसारी 
ब्राह्मण से अपने पुत्र बाद लकर्ण के लिए पत्नी के रूप मे उस की कन्या की 

याचना करते हुए मातगराज त्रिशंकु कहता है--- 
“यावन्तं कुलशुल्क मन्यसे,तावन्तं दास्यासि ।* 


' ऐसे भी स्थल प्राप्त होते है, जब पिता अपनी सर्वालंकार-विभूषित 
'कन्या का दान किसी योग्य व्यक्ति को करता है । वस्त्राभरणो से - सुसज्जित 
कन्या का सव्य-पारि से ग्रहण कर तथा सब्येतर' पाणि में भृद्भार (जलपात्र) 
को धारण कर पिता उसे भार्यार्थ वर को प्रदान करता था। इस. मे प्राचीन 
प्राजापत्य-विवाह का आभास प्राप्त होता है। पुष्करसारी ब्राह्मण कहता है--- 


4 


 “ददामि तेहहं प्रकृति समासलां 
शीलेन रूपेरा गुरौरुपेतः । ३ ५ १ 
शादू लकर्ण: प्रकृतिब्व॒भद्रा न पल अत 
उभो रमेतां रुचितं ममेदस्‌ ॥ 


प्रगुह्च भृज्जारमुदकप्रपुर्णा- 
,, मार्वजणितो ब्राह्मणो हृष्टचित्त: । 
शनुप्रदासीदृदकेन कन्यकां 
शादू लकर्रस्य इयमस्तु भार्या हर 


(ख) स्वयंवर-प्रथा 


इसमें पूर्व निर्धारित शर्तों को पुरा करने वाला कन्या के पारिग्रहण 
का अधिकारी होता है । “माकन्दिकावदान” में एक ऐसे लोहार (अयस्कार ) 
की कथा प्राप्त होती है, जो कहता है “मैं अपनी पुत्री को कुल, रूप अथवा 
धन की दृष्टि से किसी को नही दूंगा, अपितु जो मेरे शिल्प के समान शिल्प 
वाला या इससे भी अधिक होगा, उसे प्रदान करूँगा” । इसी प्रकार 
माकन्दिक रूपोपपन्न, सर्वाग सुन्दरी अपनी कन्या के प्रति कहता हे 


शाहू लकर्णविदान, पृ० ३२०। 
वही, पृ० ४२४ । 
माकन्दिकावदान, पृ० ४५० । 
वही, पु० ४४६ । 


० 4० 0७ ८४७० 


'इ४!| दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


4इय दारिका त मया कस्यचित्‌ कुलेन वातव्या न घनेन नापि श्र्‌ तेन, 
कि तु योपस्या रूपेए सस्रो वाप्यधिको वा, तस्प भया दातव्येति ॥ 


(ग) समुचित कुल में विवाह 


उक्त सनन्‍्दर्भों से यह भी ज्ञात होता है कि उस समय कन्या का 
'पाणिग्रहण कुल, घने, रूप, विद्या आदि हृ्टियों से सुविचारित व्यक्ति 
'के साथ ही किया जाता था। विवाह सहृश कुल मे ही होते थे। इसका ज्ञान 
कई स्थलों पर प्राप्त होने वाले इस वाक्य से होता है--“तेन सहझात्‌ कुलात 
कलन्रमानीतम्‌ । 


“स्वागतावदान” में अपनी पुत्री के लिये अनेक याचनकों के आने पर 
बोध गृहपति की उद्घोषणा से भी कन्या का विवाह कूल और जील के 
अनुरूप किये जाने का ज्ञान प्राप्त होता है । 


(घ) श्रन्तर्जातीय-चिवाह 


परन्तु इसके विपरीत अन्तर्जातीय-विवाह का भी प्रचलन था ॥। 
शादू लकर्ण और प्रकृति का विवाह प्रतिलोम-विवाह का उदाहरण हैं, जिसमे 
एक निम्न जाति का व्यक्ति उच्च बर्ण की स्त्री के साथ विवाह करता है ।' 


क्षत्रिय राजा विन्दुसार का ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह होना भी इसका 
इ्टान्त है ।* 


(ड') पतुन्यर्थ कन्या-पाचना 


किसी रूपिणी कन्या की अतुल सौन्दयं राशि का गुण-गान सुत कर 
उसे पवुन्यर्थ प्राप्त करने के इच्छुक उसके पिता के पास याचनक भेजते थे, जो 
विवाह के लिये कन्या की याचना करता था । “स्वागतावदान” में बोध 
गृहपति की एक ऐसी ही रूपयौवलसम्पन्न विज्ञालकुल-सम्भूत दुहिता को 
अपनी भार्या रूप में ग्रहण करने के लिए नानादेश-निवासी राजपुत्र, अमात्य पुत्र 
भगृहपति-पुत्र , धनिक, श्रे ष्ठपुत्र और सार्थवाह-पुत्र याचनको को प्रेषित करते 





१. | स्वागताबदान, पृ० १०४ । 
२. शादू लकर्णावदान, पृ० ४२४। 
हे. पांशुप्रदानावदान, पु० २३३ | 


विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | ३५ 


हैं । १ बोध ग्रहपति स्वयं किसी के पास अपनी पुत्री के विवाह के लिए 
नहीं जाता, प्रत्युत्‌ उसको विवाह में प्राप्त करने के अभिजाषी स्वतः उसके 
पास योचनकों दुवारा प्रार्थना भेजते थे । 


कन्या की याचना उसके पिता से करने का उदाहरण रामायण में 
भी उपलब्ध होता है, जब सीता से विवाह के इच्छुक राजगण महाराज जनक 
के समक्ष अपना प्रस्ताव रखते थे ।' 


(थ) कन्या द्वारा स्वतः प्रस्ताव 


ऐसा भी स्थल दृष्टिगोचर होता है, जहाँ कन्या स्वतः अभीष्सित 
व्यक्ति के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव माता-पिता के सम्मुख रखती है.। 
प्रकृति आनन्द के प्रति आसक्त हो अपनी माता से कहती है कि वह आनन्द 
को स्वामी के रूप मे प्राप्त करेगी; अन्यथा अपने जीवन का परित्याग 
कर देगी ।* 


(छ) विवाह के लिए माता-पिता की श्रनुमति की श्रपेक्षा 


किन्तु इतना स्पष्ट है कि कन्या स्वतः जिस किसी के साथ विवाह 
करने के लिए स्वतत्र न थी | तदर्थ उसे माता-पिता की अनुमति की अपेक्षा 
होती थी । प्रकृति के यह कहने पर कि मैं आनन्द को अपना स्वामी चाहती 
हैँ । भगवान्‌ बुद्ध पूछते है --“अनुज्ञातासि प्रकृते मातापितृम्यामानन्दाय” | 


'(ज) बहुपत्नी-प्रथा 


बहुपत्नी-प्रथा का समाज में प्रचलन था। राजा तथा समाज के अन्य 
समृद्धिशाली व्यक्ति अनेक पत्नियों को रखते थे । “माकन्दिकावदान” में राजा 
उदयन की दो पत्नियाँ श्यामावती और अनुपमा थी । इनके अतिरिक्त उसके 
अन्तःपुर मे ५०० अन्य स्त्रियों का भी उल्लेख है ।५ “कनकवर्णावदान” में 





स्वागतावदान, पृ० १०४ | 
११६६।१५--१६ 

शादू लकरणाविदान, पु० ३१४। 

वही, पृ० ३१६॥। 

साकन्दिकावदान, पू० ४५५४-५७ । 


26-०6 हा ुए हर 


३६ | विव्यावदान में संस्कृति का स्वरुप 


महाघनी एवं महाभोगी राजा कनकवर्ण के अन्त:पुर में बीस हजार स्त्रियाँ 
थी। 


परन्तु बहुपत्नी-प्रथा के प्रचलित होने पर भी एक पत्नी-ब्ंत का 
महान्‌ आदशे लुप्त नही हुआ था । “सुधनकुंमारावदान” में अत्यन्त सम्पन्न 
परिवार का होने पर भी राजकुमार सुधन का प्रेम एकनिष्ठ है।। -/ + 


(४) विवाह की श्रायु 


अध्ययन समाप्त कर लेने और बालक के वयस्क हो जाने पर उसका 
विवाह होता था । एक स्थल पर कहा गया है कि जब ब्रह्मप्रभ माणवर्क १६ 


वर्ष की अवस्था का हुआ तो उसके माता-पिता उसके समक्ष विवाह का 
प्रस्ताव रखते हैं ।' 


बाल-विवाह का उदाहरण कही भी उपलब्ध नही होता । विवाह पूर्ण 
पुवावस्था मे ही सम्पन्न होते थे । कन्या के युवती हो जाने पर ही उसका गुण- 
श्रवण कर याचनक गण जाते थे--- ' 


प्‌ 


““यदा महती संवृत्ता, तदा रूपिणी यौवनानुरूपया श्राचारविहारचेष्टया 
देवकन्येव तदुगृहमवभासमाना सुहृतृसम्बन्धियान्धवानामन्तर्जनस्य च॒ प्रीतिमुत्पा- 


दयति । तस्यास्ताहजशी विभूति श्र त्वा नानादेशनिवासिराजपुत्रा"'"***भार्याये 
याचनकानु प्रेपयन्ति ऐ* 


“स्वागतावदान” के इस अवतरण से यह स्पष्ट रूपेण० परिज्ञातः होता' है 
कि विवाह के पूर्व कन्या यौवनानुरूप आचार, विहार, श्र्‌ भद्भ:कटाक्ष पातादि 
काम-चेष्टाओ में सम्यक्‌ प्रकारेश निष्णात हो चुकी रहती थी। 


विभिन्न स्थलों पर प्राप्त होने वाले--'तेन सहशात्‌ कुलात 
कलत्रमानीतम्‌ । स तया सार्थ॑ क्रीडति रमते परचारयति। तस्य क्रीडतो 


रममाणसस्‍्य परिचारयतः कालान्तरेण पत्नी आपन्नसत्त्वा सवृत्ता”'-. इस अंद 





१. कनकवर्णावदान, पृ० १८० । 
२. सुधनकुमारावदान, पु० २६६ । है 
रे. रूपावत्यवदान, पु० ३११। 

४. स्वागतावदान, पुृ० १०४ । 
५. पुर्णावदान, पृ० १५ 


दिव्यावद॑स्कृति का स्वरूप--२७ 


से! यह भली प्रकार से प्रतिपादित होता है कि के समय कत्या एके 
अबोध वालिका नही रहती थी । उसके अज्भू-प्रविकसित हो चुकते है 
तथा वह पति के साथ रति-क्रीड़ा करने एवंगरण करने के सर्वेथा 
अनुरूप अवस्था को प्राप्त कर एक पूर्णो वयस्क के रूप मे प्रतिष्ठित 
रहती थी । 


/« “रामायण” में भी युवावस्था मे ही विवाहका प्रमाण ब्रा होता 
है | सीता एवं उनकी अन्य बहिनें विवाह के बाब-अपने पतियों के साथ 
एकान्‍्त में रमण करने लगी थी ।* 


(६) संघास-संस्कार 


मनुष्य अपनी समस्त धन-राशि का दीन अनक्ृपणों को दान कर मे 
तथा पुत्र-कलत्र, राज्य, ग्रह आदि' सभी का परित्कर बुद्ध की शरण में 
जाता था और वे “एहि भिक्षो । चर ब्रह्मचर्यम्‌” रा उसे भ्रत्रजित करते 
थे । इस प्रकार वह संयास धारण करता था । 


(७) श्रन्त्येष्टि या म्‌ तक-संस्कार 


ला 


“यजुर्वेद” के अनुसार शरीर का संस्कार भस्म्त है ।' किसी व्यक्ति 
की मृत्यु हो जाने पर लोग नील पीत लोहित ब्छ वस्त्रों से शिविका 
अलक्ृृत कर महान्‌ सत्कार के साथ शव को वमद्मप्रे ले जाते थे । वहां 
सुगन्धित लकड़ियों की चिता बना कर शव को जहर देते थे । इस भरकार 


“रेमिरे मुदिताः सर्वे भरत भिमु दिता रहः (१७१३) 
कोटिकरणावदान, पु० ११। 

रुद्रायशावदान, पु० ४७२ ॥ 

पूर्रावदान, पुण २२। 

“सस्मान्तं शरोरस ु 
चूडापक्षावदान, पु० ४ेर८ । ५ 
रुद्रायशावदान, पु० ४६१ । 


छू हू हू 8 हुए 4० ५7 


प्रिच्छेद ४ 
आचार-विचार 


किसी युग की सामाजिक-व्यवस्था मे तत्कालीन आचार-विचारो का ययेप्टं 
महत्त्व है 


[क] परिवार 


परिवार के सदस्यो मे पत्ति, पत्नी, पुन्न, स्तुषा (पुत्र-वध्ू) के साथ 
ही साथ दास एवं दासी की भी गणना की गई है ।" भाई की स्त्री को 
“भ्रातुर्जाया”” तथा बड़े भाई की पत्नी को “ज्येष्ठभविका” कहते थे । 
बड़े भाई को “ज्येष्ठतर” की संज्ञा दी जाती थी ।* 


[ ख] संबोधन-प्रणाली 

तत्कालीन संबोधन-प्रशाली के अन्तर्गत माता को “अम्ब", 
पिता को “तात” तथा पुत्र एवं पुत्री को “पुत्र/४ और “पुत्रि/ 
के न्‍यमों से सम्बोधित किया जाता था। पत्नी, पति को “आर्यपुत्र/' 


१. मेण्ठकगृूहपतिविभुतिपरिच्छेद , पृ० ७७ ॥ मेण्डकाबदात, पृ० ८5३। 

२. कोटिकर्णावदान, पुृ० ६,१० 

३. पूर्रावदान, पु० १८। 

४. वही, पु० १८ | 

५. कोटिकर्णावदान, पु० ३,१० । नगरावलस्बिकावदान , पृ० ४५ ॥।, 
सहसोद्गतावदान, पु० १६३ ।, माकन्विकावदान, पृ० ४५१॥ इत्यादि 

६. बही, पृ० २,१० ॥ पूर्खावदान, पृ० १६॥ ह 

७. वही, पु० ३,४,११॥। वही, पृ० १६। नगरावलम्बिकाबंदान, पृ० १५ ॥, 


सहसोद्गतावदान, प्‌० १४३ । 
८. शादू लकर्णावदात, पृ० ३१४, २१५ ॥ माकन्दिकावदान, पृ० ४५७ । 
5. कोटिकर्सावदान, पु० १ ४ नगरावलस्बिकावदान, पु० ४४ । 
सहसोदगतावदान, पु० १८६३ ॥ साकन्दिकावदान, पू० १४५॥ 


४० | विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


25११९ 


या “देव” * पद से संबोधित करती थी। पति, पत्नी के लिए “भद्दे , 
“देवि”' या “प्रिये” सवोधन का प्रयोग करता था। उत्न्वत्त के लिए 
“बधूके” गब्द का प्रयोग होता था ।* 
सा र् का (6 जात ह" 
किसी भी स्त्री के लिए “भगिनि' अब्द का प्रयाग किया दे था हे 
मित्र को “वयस्थ/" या “प्रियवयस्थ कहते थे | छाट के लिए मित्रतापूण 
्ट घर ॥ मा हे 
सवोधन “भागिनेय”* और बड़े के लिए आदरसूचक सवोधन “मातुल 
प्रचलित था । 


ऋषियों और तपस्वियों को “भगवन्‌”,* “महपें”,१ ६ “ऋपे”*३ आदि 
नामो से सबोधित किया जाता था। 


[ग] प्रंसिवादन-प्रकार 


, ,अभिवादन या प्रणाम, माता-पिता" ४ या आदरणीय व्यक्ति१* को 


१. माकन्दिकावदान, १० ४५६ ।, रुद्रायशावदान, पृ० ४६६, ४७० । 


२. पूर्णावदान पु० १७ | नगरावलम्बिकावदान, प्‌० ५५। सहसोदुगतावदान 
( पु० ६६३ ॥। मसाकन्दिकावदान, ४४६, ४४७ । 

ई 7 क्लणालावदान, पु० २६४ ॥ रुद्रायणावदान, पृ० ४७० 

४. वही, प्‌ ० २६७ । 

५. कोटिकर्णावदाल, पुृ० ८ । 

६. कौोटिकर्णाबदान, पु० ६ ॥, रूपावत्यवदान, पु० ३०७,३०८ । 


जादू लकणविदान, पृ० ६३१४ । माकन्दिकावदान, पूृ० ४५३॥। 

७. भाकन्दिकावदान, पृ० ४५३ ।, रुद्रायणावदान, पृ० ४७२। 
८. रुद्रायणावदान, पु० ४६५ । 

€. चूडापक्षावदान, पु० ४३६। 
१०. वही, पृ० ४३६। 
११. सुधनकुत्ारावदान, पु० २८७ | 

१९. वही, पृ० २६२, २६९७। 

३. बही, पृु० २६९६ । 

१४. कोटिकर्साव दान, पृ० ३। 

१५ बहा, पु० १११ 


दिव्यावदान सें संस्कृति का स्वरूप | ४१ 


परों पर गिर कर शिरसा किया जाता था। पिता अपने पुत्न॒ का आलिंगन 
कर ' उसे आशीर्वाद देता था | मित्र आपस में मिल कर भी अभिवादन 
करते थे, जिसके लिए “कण्ठाश्लेष” शब्द प्रयुक्त होता था।' हाथ जोड़ कर 
भी प्रणाम किया जाता था [* 


[घ] भाव-विशेष की अभिव्यक्ति 


दुःखाबेग मे स्त्रियाँ हाथो से अपनी छाती पीट लेती थी । मैत्रकन्यक 
के समुद्रावतरण करने के लिए जाने का समाचार सुन कर उस की माँ करुण- 
कर्दन करती हुई दोनो हाथो से प्रगाढ़ उर-ताडन करती है । एक अन्य 
स्थल पर भविल-पत्नी पूर्ण को बच्चो के लिए पूर्वभक्षिका (नाश्ता) ले आने 
को भेजती है । मार्ग मे किसी पुरुष को गोशीष॑चन्दन ले जाते देख कर वह 
उस से उस काष्ठभार को भविल-पत्नी के पास ले जाने के लिए कहता 
है । भविल-पत्नी उस से यह सुन कर कि पूर्ण ने इस काष्ठ-भार को भेजा है, 
उरगप्रहार कर कहती है कि यदि पूर्ण के पास धन नही है, तो क्या वह बुद्धि से 
भी भ्रष्ट हो गया है ?* 

चिन्तित होने की मुद्रा प्रायः “करे कपोल दत्वा चिन्तापरो व्यवस्थितः” 
से अभिव्यक्त की गई है । ' 

विदाई के समय छोटे लोग अपने बडो की आज्ञा ले कर जाया करते थे । 
कोटिकर्ण महासमुद्रावतरण करने के लिए अपने पिता से आज्ञा लेता है । 
“चूडापक्षावदान' मे ग्रहपति-पुत्र अपनी माता से समुद्रावतरण की अनुमति 
लेता है । 





कोटिकर्णावदान, पु० १० ॥, कुणालावदान, पृ० २६८ । 

मैत्रेयावदान, पृ० ३६ | 

नगरावलसम्बिकावदान, पु०५३ । मैत्रकन्यकावदान पूृ० ५०४,५०७। 
भेत्रकन्यकावदान, पृ० ४६६ । 

पूर्णावदान, पृ० १६ । 

वही, पु० १६,२६९ मैन्ने यावदान, १० ३४५ ॥; नगरावलस्बिकावदान, 
पु०५४ | चन्द्रप्रभबोधिसत्वचर्यावदान, ए० १5५७ । सुधनकुमारावदान, (० 
२६१ ॥ 

कोटिकर्णावदान, पृ० २१ 

८5... चूडापक्षावदान, ० ४३७ । 


द :ृदध  & सण <ए ०७ 


छ 


४२ | विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


[४] कृतज्ञता की भावना 


समाज मे यदि कोई व्यक्ति किसी का उपकार कर देता था तो वह 
उसे विस्मृति-गर्त में डाल कर क्ृतध्नता का भाजन नही बनता था, वरन्‌ उसे 
के प्रति चिर कृतज्ञ रहता था । जब जन्मचित्र क नागपोतक को पकडने के 
लिए अहितुण्डिक जाता है तो वह आत्मत्राणार्थ हलक लुब्धक की शरण-प्रहण 
करता है और उस के द्वारा रक्षा किये जाने पर वह नागपोतक उसे वर 
एवं अनेक रत्न देता है। इतना ही नही ऋषि दुवारा निरदिष्ट अमोघपाश को 
माँगने के लिए जब वह लुव्धक फिर जाता है, तव वह नागपोतक सोचता 
है “ममानेन बहुपकृतम और अमोघपाश उसे दे देता है। नागपोतक लुब्धक 
दवारा किये गये उपकारों के लिए इन शब्दों मे आभार-प्रदर्शन करता 
है 

“त्वं मे माता, त्वं मे पिता, यन्मया त्वामागम्य सातापितृवियोगजं 
दुःखं नोत्पन्नस्‌ |  * 

इसी प्रकार पत्नी तथा पुत्रा दुवारा उपेक्षित ग्रहपति प्रेष्यदारिका की 
सेवा से स्वस्थ होने पर सोचता है कि मैं केवल इसी के कारण जीवित रह 


सका हूँ । अतः इसका कुछ प्रत्युपकार करना चाहिये | तथा वह निम्नलिखित 
शब्दों मे आभार-प्रदर्शंन करता है-- 


“दारिके, अहूं पत्न्या पुत्र बचाप्युपेक्षित: ॥ यत्‌ किचिदह जीवितः, सर्व 
तब प्रभावात्‌ । श्रह ते वरमनुप्रयच्छामीति । 


क्ृत-उपकारो के लिए आशभार-प्रदर्शन का निदर्शन आदि काव्य रामायण 
में भी प्राप्त होता है । * 
[च ] जनगहँणा 


००० प 


व्यक्ति को अपने सवन्धि-जन-मध्य से बहिष्कार एवं जन-गहँणा नही 
रुचती थी । गृहपति सुभद्र के एक सवन्धी को जब इस यथार्थ बात का ज्ञान 





भर 
] 


चुधनकुमारावदान, पु० २८५ । 

पूर्णावदान, पृू० १५। 

“प्रनष्ठा श्रीश्च क्ोतिश्च कपिराज्य च शाश्वतम्‌ । 
स्वक्ासादान्महाबाहो पुनः पाप्तसिंदं मया ॥ (४३८२५) 


4०0 ९! 
छ ढ 


विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | ४३ 


होता है कि गृहपति ने अपनी सत्त्ववती पत्नी की हत्या कर डाली है । किन्तु 
वह महाचुभाव एवं मह॒द्धिक सत््व अग्नि से भी न जला और राजकुल में 
संबंधित हो रहा है तो वह ग्रहपति सुभद्र से कहता है--- 


तद्गतमेततु । यदि तावत्कुमारमानयसि, इत्येव कुशलम॒ ॥ नो चेद्वर्य 
त्वां ज्ञातिमध्यादुत्क्षिपा म: । सलोकानां [सालोहितानां "| सकार॑ पातयाम: 
रध्यावीथीचत्वरण्पुद्धाटकेषु चावररं निश्चारयाम --श्रस्ताक॑ भगिनी सुभद्र ण 
गृहपतिना प्रधातिता ! स्त्रीघातकोध्यम्र ) न केनचिदाभाषितव्यमिति । राजकुले 
च तेध्नर्थ कारयाम इति 


यह सुन कर ग्रृहपति सुभद्र अति व्यथित हो जाता है और जा कर राजा 
विम्बिसार से याचना कर ज्योतिष्क कुमार को अपने साय ले आता है ॥" 


[छ] विपत्ति में दूसरों की सहायता 


दूसरे की विपत्ति सवेग उत्पन्न करने वाली होती है, ऐसा भगवान ने 
स्वयं कहा है--- “परविपत्ति: संवेजनीयं स्थानमिति” । * द्रष्ठा के हृदय मे 
उस के प्रति करुणा उमड पड़ती है, उस के साथ उसका व्यवहार सहानुभूति- 
पूर्ण होता है । ऐसा भी हृश्य प्राप्त होता है जहाँ लोग दूसरे की विपत्ति में 
परस्पर मिल कर हाथ बटाते थे। “सहसोदगतावदान” में जब वरिक-जनो 
को यह ज्ञात होता है कि ग्रहपतिपुत्र हमारे साथ सहासमृद्रावतरण करने 
वाले एक वयस्य का पुत्र है, जिसकी महासमुद्रावतरण मे मृत्यु हो गई है तो 
वे कहते है-- 

“शक्‍्य बहुभिरेकः समुद्धुतु मू, न त्वेव एकेन बहुवः । तदयं पटकः प्रज्ञप्तो 
येन वो यत्‌ परित्यक्तम्र्‌ सो5स्सिन्‌ पठकेध्नुप्रयच्छत्विति' 


और इस प्रकार मणि-समुक्तादि रत्नो की महात्र्‌ राशि एकत्रित कर वे 
उसको प्रदान करते है। | 


१. ज्योतिष्कावदान, पु० १६८-१६६ । 
१. अ्रशोकावदान, प्ृ० २८१ । 
३. सहसोद्गतावदान, पृ० १६० । 


४४ | दिव्यावदान सें संस्कृति का स्वरूप 


[ज] अपने ही सुख में सग्न रहना 


इसके विपरीत ऐसे समाज का भी चित्र उपलब्ध होता है, जिसमे 
प्राणी स्वकीय सुख-सम्पत्ति मे ही निरत रहता हुआ विपत्तिग्रस्त-जनों की 
करुण-गाथा के श्रवणार्थ किचिदपि उन्मुख नहीं होता, प्रत्युत्‌॒' विपत्ति-काल 
मे अपने भी सवन्वियों तक को भुला कर सर्वेथा उन के प्रतिकूल हो जाता 
है । एक अवदान मे विपत्तिग्रस्त स्वागत की ऐसी ही एक मामिक-कथा का 
उल्लेख है, जहाँ “सपत्तिकामों लोको विफत्तिप्रतिकुल:” का निदर्शन प्राप्त होता 
है। विपत्ति काल में स्वागत की कोई सहायता नहीं करता और सभी यह 
भुला देते है कि यह हमारा भी संवन्धी है । किन्तु भगवान्‌ बुद्ध दवारा 
गुणोद्भावत्ता किये जाने पर कोई कहता है कि “यह मेरा भतीजा है", 
कोई “यह मेरा भागिनेय है” और कोई “यह मेरे वयस्य का पुत्र है” 


(रू) आत्मघात के प्रचलित-साधन 


अत्यधिक आत्मक्षोभ होने पर धर्मरुचि अग्निप्रवेश, जलप्रवेश अथवा तट- 
प्रपात करने का भी विचार करता है ।' इससे यह प्रतीत होता है कि समाज 
में आत्मघात के ये प्रचलित साधन रहे होगे । इसके अतिरिक्त शस्त्र द्वारा या 


विप खाकर या गले भे रस्सी वाँध कर या प्रपात से गिर कर भी प्राण त्याग 
किया जाता था।* 


(ञअ) पुत्र, पंतुक-घन का श्रधिकारी 


समाज मे पुत्र पंतृक-बचन का अधिकारी होता था। बरणिक्‌ श्रेष्ठी की 
मृत्यु हो जाने पर उसके सुहृद्‌ वरिक्‌ उस श्रेष्ठी के भाण्डस्थ हिरण्य-सुबर्ण को 
उसके पुत्र को दे देते है ओर वह उस पैतृक धन को लेकर अपने घर जाता 
है--“स दारकस्तं भाण्ड हिर्यसुवर्णा पंतृक गृह्य स्वगृहमनुप्रासः” ।* 
(८) हफं-प्रदर्शन 

किसी व्यक्ति पर प्रसन्न हो कर लोग उसे पुरस्कार दान भी देते थे, जिस 





« स्वागतावदान, पृ० ११६॥ 
« घमेरुव्यवदान, पृ० १४६। 
पूर्यावदाच, पृ० २३ । 

« परममेच्यवदान, पृ० १५६ । 


न्ट्‌ जण छ + 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | ४५ 


के-लिए “प्रसन्नाधिकार” शब्द व्यचहृत हुआ है । इस प्रकार के दान-प्रहण 
का समर्थन भगवान बुद्ध ने भी किया है। 


् 


“यदि प्रसन्ना: प्रसन्‍नाधिकार॑ कुर्वन्ति, गृहाण ।”* 


राजागण अपना हएष कोई न कोई पुरस्कार! या वर' प्रदान कर ही 
प्रकट करते थे । 


/(5) न्नौकरों की प्रवृत्ति 


' » नौकरों के थोड़ा'काम करने--अल्प कार्य के लिए भी अधिक समय लगाने 
--की प्रवृत्ति का बोध होता है । अन्य भृतको की अपेक्षा ग्रहपति पुत्र (भृतक) 
अधिक श्ीत्नता से कार्य करता दिखाई पड़ता है तथा अन्य भृतको की कामचोरी 
दिखे कर वह कहता है--- 


“बयं लावतृ पूर्वकेश दुश्चरितेन दरिद्रयृहेष॒पपन्‍ना: । तद्यदि शादयेन कर्म 
करिष्यासः, इतश्च्पुतानां का गतिभंवष्यति ?” 


(ड) उत्साह 


अपनी अभीष्सा-सिद्ध यर्थे प्राणी अपने अयोग्य एवं कठोर श्रम करने के ,लिए 
सदा वद्ध परिकर रहता था । देवगति में जाने के लिए अनुरक्त चित्त ग्रहपति- 
पुत्र को जब वुद्धप्रमुख भिक्षु-संघ को भोजन कराने के लिए पंचशत कार्षपापण 
-अपनी माता के पास प्राप्त नही होते, तो वह भ्रूतिक-कर्म (मजदूरी) करने के 
+<लिए तत्पर होता है ।' सुप्रिय साथंवाह देवता द्वारा निदिष्ट बदरहीप के 
कष्टसाध्य मार्ग को सुन कर अपना उत्साह नही खो देता, अपितु अदम्य घैर्ये 
एवं उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख हुआ बदरद्वीप की यात्रा 





सहसोद्गतावदान, पृ० १८८, १६०, १६१ ॥। 

वही, पृ० १६६१ ॥। 

स्तुतिब्राह्मगावदान, पु० ४६९।॥ 

पूर्रावदान, पृ० १५, १६ ॥, कुणालावदान, पृ० २६४ ॥ माकन्दिकावदान 
पृ० ४०६ ॥। 

सहसीदृगतावदान, पृु० श्८८ । 
६, चही, प्ृ० १८७-१८८ । 


2६ हुए 4० ४2० 


शा 


४६ ] दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


करता है ।" इसी प्रकार राजकुमार सुधन ऋषि हारा मनोहरा-निर्दिष्ट 
विषम एवं दुर्गम मार्ग-श्रवण कर यथोपदिष्ट मार्ग का अनुसरण करता हुआ 
अपने इष्ट स्थल तक पहुँच जाता है ।' 


(ढ) प्रजा की मनोवृत्ति 


यदि किसी राजा के राज्य मे प्रजा को कष्ठ होता तो वह उस राज्य को 
छोड़ कर अन्यत्र चली जाती थी, जिसके फलस्वरूप राजा प्रजा-जन को लौठा 
लाने के लिए अविलम्ब उपाय करता था । दक्षिणपाचाल राजा के अधर्म पूर्वक 
राज्य करने तथा क्रीधी एवं ककंभ स्वभाव से सन्त्रस्त समस्त जनकाय राष्ट्र 
परित्याग कर तदितर सद्धमं-परायण उत्तर पाचाल राजा के राज्य मे चला 
जाता है । अमात्यो द्वारा कारण ज्ञात होने पर राजा उनसे ऐसा उपाय करने 
के लिए कहता है जिससे वे पुन. वहाँ आ कर रहने लगे ।' 


(ण) पुर्वे-सुचना 


राजमहल के प्रत्येक आगत-अभ्यागत को पहले द्वारपाल या दृत के द्वारा 


राजा के पास सूचना भेजनी पडती थी तथा उसकी अनुमति मिलने पर ही 
उसे प्रवेश मिलता था ।* 


[त] शअ्रतिथि-सत्कार 
अतिथि--सत्कार, भारतीय-संस्कृति में सामाजिक शिष्ठाचार का 


अभिन्न अश है । स्वगृह मे ऋषि-आगमन अनुकम्पा का कारणा समझा जाता 
था । राजा कनकवर्ण प्रत्येक-बुद्ध को आते हुए देखकर कहते हैं-- 


“ऋषिरेषो5स्माकमनुकम्पयेहागब्छति' | ४ 


ऋषि के स्वा/तार्थ राजा अपने आसन से उठ कर कुछ आगे जाता था 





सुप्रियावदान, पृ० ६८४-६८। 
सुधनकुमारावदान, पृ० २६६-२६८॥। 
चही, पृ० रेण८रे । 

वीतश्योकावदान, पृ० २७५ । 
कनकवर्णावदान, पृ० १८२ । 


ह् हक दुण १० 


विव्यावदान सें संस्कृति का स्वरूप | ४७ 


और शिरसा प्रणाम कर उसे निर्दिष्ट आसन पर बैठाता था । तदनन्तर 
आागमन-प्रयोजन पूछ कर अविलम्ब तत्तम्पादनार्थ उच्चत हो जाता था | * 


ऐसे कई उदाहरण प्राप्त होते है, जिससे यह स्पप्ट प्रकट होता हैं 
कि अभ्यागत के सम्मानार्थ कुछ आगे जा कर उसका स्वागत किया जाता 
था। राजा अशोक, स्थविर उपगरुप्त के स्वागतार्थ नगर-शोभा एवं मार्ग-शोभा 
कर और सर्ववाद्य, सर्वपुष्प-गन्ध-माल्यादि लेकर समस्त पौर-जन एवं 
अमात्यगणो से परिवृत हो डेढ़ योजन आगे जा कर उन्त का स्वागत 
करते हैं। ' 


तत्कालीन राजागण वौद्धो के प्रति कितनी विनम्रता और सम्मान का 
भाव रखते थे तथा उन के आगमन पर किस हर्पातिरेक का अनुभव करते थे, 
इस का आभास स्थविर उपग्रुप्त के आगमन पर राजा अश्ञोक के इन वंचनों 
से प्राप्त होता है। 


ध “यदा सया बत्रन्‌गणात्निहत्य 

प्राप्ता समुद्राभरणा सशेला | 
एकातपतन्रा पृथिवी तदा में 

प्रीतिन सा या स्थविरं मिरीक्ष्य ॥ 
त्वद्दशनान्से दुविग्रुणः प्रसाद: 

संजायते5स्मिन्‌ वरशासनाग्रे । 
त्वद्दद्ोनाच्चे० परेष्पि शुद्धया 

दृष्टो सयाद्याप्रतिमः स्वयंग्ू: ॥ 


आत्तिथ्य करने वाला इस वात का ध्यान रखता था कि अतिथियो को 
उनके पद और गौरव के अनुसार ही सम्मान प्राप्त हो। राजा विम्विसार 
रुद्रायण के आगमन का समाचार सुनकर सोचते है-- 


“तु सम प्रतिर्य स्याद्दह राजान क्षत्रियं सुर्घाभिषिवतमेवभेव 
प्रवेशयेपत्त्‌ + महता सत्कारेण प्रवेशयासीति****** ॥/४ 





न 
+ 


क्नकवराविदान, पू० श्करे । 
कुरणालावदान, पृ० २४६ । 
कुणालावदान । पृ० २४६॥। 
रुद्रायरपावदान । पृ० ४७२ । 


ल्प्ण जज 


+ 


८ 


“४८ | दविव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


पति की अनुपस्थिति में आतिथ्य करने का दायित्त्व उसकी पत्नी पर आ 
पड़ता था। "सहसोदगतावदान” में एक ग्रहपति कुछ कार्य-वश कवेटक 
में जाते समय अपनी अनुपस्थिति में महात्मा प्रत्येकवुद्ध को अन्नपान से संतुष्ट 


करने का आदेश अपनी पत्नी को दे जाता है ।"* 


अतिथियों के प्रति एक आदर की भावना विद्यमान थी। ब्राह्मण 
के द्वारा यमली का मुल्य एक सहख्नर कार्पापण माँगे जाने पर ज्योतिष्क 
कुमार ब्राह्मण से कहता है कि इस में एक वस्त्र परिभुक्त है और एक अपरि- 
भुफ्त । जो अपरिभुक्त है उस का मुल्य ५०० कार्पापण और जो परिभुक्त है 
उप्त का मूल्य २५० कार्पापश है। इस पर ब्राह्मण उन से उतना ही देने के 
लिए कहता है, किन्तु ज्योतिष्क कुमार कहता है-नब्राह्मणा, अतिथिस्त्वम्‌ । 
तवेव पूजा कृता भवति । सहस्रमेव प्रयच्छामीति ।* 


घर आये हुए अतिथि का स्वागत न करना उचित नही समभा जाता था । 
एक बार भद्व कर तगर में भगवान्‌ बुद्ध के आने पर वहाँ के लोगों ने,उनका 
स्वागत नही किया | इस पर भगवान्‌ ने ब्राह्मणदारिका द्वारा मेण्ढक ग्रहपति 
के पास यह सन्देश भेजा--- 


“गृहपते, त्वामुद्दियाहमिहागतः, त्व॑ च्‌ दुवारं बद्ध वा स्थितः । 
युक्‍तमेतदेवमतिथेः प्रतिपत्त यया स्व प्रतिपन्‍त इति ?' 


लिन 


हित 
] 


सहसोदृगतावदान, पृ० १४३ । 
ज्योतिष्फाववान, पृ० १७२ । 
भेण्डकगृहपतिविश्वतिपरिच्छेद, पुृ० ७-८० । 


दे 


नर 
+ 


परिच्छेद ५ 


भोजन-पान 


भोजन-पान में सामिष और निरामिष दोनो ही प्रकार के खाद्य पदार्थ 
प्रचलित थे । खाद्य पदार्थों की चार श्रेणियाँ थी-- 

(१) भक्ष्य 

(२) भोज्य 

(३) चोष्य 

(४) लेह्य 
(क) घान्य 

“दिव्यावदान” में कई प्रकार के चावलों का उल्लेख है -- 

मकणका--बिना टूटे हुए चावल के दाने, अक्षत | 

शालि--यह सर्दियों में उत्पन्न होने वाला एक उत्कृष्ट प्रकार का चावल 

था । 

अतुष---छिलका (तुषा) से रहित धान 

ब्रीहि---एक प्रकार का धान । 

श्यामाक'--महीन चावल, जिसे सावाँ कहते है ॥ 


१. सुप्रियावदान, . पृ० ७४ । 
२. पांशुप्रदानावदान, पृ० २३३ ॥ चूडापक्षावदान, पृ० '४३५॥, 
रुद्रायशावदान,. पृ० ४७३ ॥ 
३. सुप्रियावदान, . पृ० ७छ४। 
- झादू लकर्णावदान, पृु० ४१५। 
५. वही, पू० ४१५१ 


५० | विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


तप्डुल" -- साफ़ किया हुआ धान । 
चकट्योदव ---एक खराब किस्म का चावल । 
गोधूम -- गेहूँ 
यव--जौ 
तिल' 

(ख) कृतान्न 


आहार मे ओदन' या भक्त" (उबला हुआ चावल, भात) की प्रधानता 
थी । इसीलिए, सभवतः भोजन के लिए की जाने वाली तैयारियों 
के लिए/भक्तकृत्य” शब्द प्रयुक्त होता था । इसी प्रकार भोजन समाप्त कर 
लेने के लिए “कृतभक्‍्तक्ृत्य”, क्षुधातं के लिए ”छिन्नभक्‍त”” तथा उस स्थान 
के लिए जहाँ भोजन दिया जाता था, “भकतामिसार”' ये शब्द प्रचलित 
थे। इन सब शब्दों मे भक्त शब्द का योग केवल इस वात का सूचक है कि 
तत्कालीन भोजन में भात की प्रमुखता थी । 


कुल्माप १” निर्धन लोगो का भोजन था । इस में नमक भी डाला 
जाता था। “नगरावलम्बिकावदान” में अलवणिका कुल्मापपिण्डिका का 
उल्लेख है |! “कुम्मासपिण्ड जातक” में कुल्माप को दरिद्रों का भोजन 


सीन 


चूडापक्षावदान, पु० ४३५ ॥, सुप्रियावदान, पृ० ७४॥। 
चडापक्षावदान, पृ० ४३५१ 

कनकवर्णावदान, पृ० १८४ । 

वही, पृ० १८०४॥ 

वहीं, पृ० १८४ । 

पराशुधदानावदान, पु० २३३ । रुद्रायणावदान, पु० '४७३॥ 
कनकब्रणविदान, पृ० १८३। 

तोणिकामहावदान, पृ० ३०१ । 

नगरावलस्बिकावदान, पु० ५४ । 

वीतशोकावदान, पृ० २७५ ।, रुद्रायशावदान पृ० ४७३ । 
११. पृ० ५५। 


है. &छ 9 हद & ज््ण ८० <० 


न 
6. 3ी० 
| 


« विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | ५१ 


कहा गया है, जिसे थोडा जल, ग्रुड़् या नमक और चिकनाई , डालकर बनाते 
थे । निरुक्‍त' मे कुल्माष को निक्ृष्ट भोजन कहा है । 


मण्डीलक' आटे की बनाई हुईं एक प्रकार की रोटी होती थी । आटे को 


“समित”” कहते थे । 


सकतु (सत्त्‌) भी खाया जाता था। 


(ग) सिष्टात्न 


गुड*-मगुड़ । 
शर्करा---शक्कर । 

शकेरा-मोदक”--- शक्कर का लडड़ू । 

उक्करिका---मीठी पाव रोटी । 

खण्ड'-.- खाड 


(घ) दाल 


१ ०. 
११. 
श्र. 


कुछ ही के दी रद है हुए दुए (७ 


मुदृग छू ग 
माष-...उड़द 
मसूर'-मसू र 





“कुल्साषानू चिदादर इत्यवकुत्सिते” (१।४) 

घर्मरुच्यवदान, पृ० १५६॥ 

धमंरुष्यवदान, पूु० १५९। 

ब्राह्मगदारिकावदान, पृ० ४६ । 

पूर्ावदान, पृ० १८ ॥, सेण्ठकगृहपतिविभुतिपरिच्छेद, पु० ८५१ । 
पुर्णावदान, पृ० १८ ॥, सेण्डकगृहपतिविभूतिपरिच्छेद, प्रृ० ८५१ ॥ 
पुर्णावदान, पृ० १८। 

चुडापक्षावदान, पृ० ४३७१३ 

कनकवर्णावदान पु० १८४ । 

सान्धातावदान, पृ० १४१ ।, कनक्वणविदान, पृ 2 १८४ । 
कनकवररााविदान, पृ० १८४। ' 

वही, पु० १८४ । 


५२ | विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


(छ) गव्य-पदार्थ 
दधि'--दही । 
नवनीत ---मक्खन । 
घृत--घी । 
घी को “सापि” भी कहते थे 
(च) पेय 


क्षीर--गाय के दूध के अतिरिक्त छगलिका (बकरी) का दूध' भी 
प्रचलित था । 


मदिरा गृहो का अस्तित्व लोगों मे मद्य-पान के प्रचार को सूचित करता 
है । इन ग्रहों को पानागार' कहते थे | स्वागत श्रावस्ती पहुच कर पानागार 
मे जाता है और वहाँ पर प्रवृद्ध वेग मद उत्पन्न करने वाले मद्य का पान 
करता है ।" फ 


चार प्रकार की सुधा" का उल्लेख है (१) नीला--नीले वर्ण की 
(२) पीता-- पीले वर्ण की (३) लोहिता--रक्त वर्ण की (४) अवदाता- 
शुअ्र वर्ण की । 


मधु, माधव, कादम्बरी आदि अन्य परिपानो' की भी चर्चा है । 


मास के लगाये हुए कोर [शोरवा, रस] को जोमा कहते थे । 





« चूडापक्षावदान, पु० ४३४-४३५। 

वही, पृ० ४२७ । 

भेण्डकगृहपतिविभूतिपरिच्छेद, पु० ८१ । 

घर्मरुष्यवदान, पृ० १४६ ॥, शादू लकर्णावदान, पृ० ४११ । 
घर्मुरुच्यवदान, पु० १४६ ।, 

स्वागतावदान, पूृ० १०८॥। 

वही प्ृ० १०८॥ 

सान्धातावदान, पृ० १३७ । 

« सास्धातावदान, पु० १३७। 


री 50875: 26 6 ४ टूल दूर 


रीर 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | ५३ 


“चूडापक्षावदान” मे वृद्ध ब्राह्मण की पुत्र वधुएँ उसे सर्प का जोमा पान 
करने के लिए देती है।"' 


[छ] शञाक और फल 
कुछ पौधों की जड़े पत्ते, फल, फूल और तने (स्कन्च) भी खाने मे प्रस्तुत 


किये जाते थे । इनके लिए “मूलखादनीय', “स्कन्वखादनीय'', “पत्रखादनीय', 
“पुष्पखादनीय” और “फलखादनीय”, शब्द प्रयुक्त हुये है ।* 


पलाण्डु (प्याज) का भी उल्लेख प्राप्त होता है । 


ऐसा प्रतीत होता है कि क्षत्रिय इसका उपयोग नही करते थे। क्योकि 
राजा अगोक को रोग-समुक्त होने के लिए तिष्यरक्षिता जब उन से पलाण्डु 
खाने के लिए कहती है तो वह कहते हैं--- 

“देवि, श्रहूं क्षत्रियः । कथ पलाण्डु' परिभक्षयामि ?”' 

[ज] मांस-भक्षरा 

समाज में मास-भक्षण प्रचलित था। झूकर के मास का विक्रय होता था । 
एक कर्पटक [ग्राम] में पर्व॑णी उपस्थित होने पर एक सौकरिक दुबारा शूकरों 
को बॉधकर, उन्तका मास बेचने के लिए, उन्हे नाव दुवारा नदी के पार ले 
जाने का उदाहरण प्राप्त होता है ।* 

ऐसे भी लोग थे, जो गो-मांस के दवारा अपने परिवार का पोषण करते 
थे। गोधातक भगवान्‌ बुद्ध से कहता है--- 

“सया एप बहुना सुल्येन क्रीतः । पुत्रदारं च मे बहु पोपितव्यमिति” ४" 

उरभश्रो को मार कर उनके मास-विक्रय से जीविका-यापन करने वाले भी 
थे। ये औरभ्रक कहलाते थे ।* 





चूडापक्षावदान,  पृ० ४३५॥ 
« कनकऋचषरणाविदान, पु० १८४॥। 
. कुणालाचदान, पृ० २६४॥। 
, चूडापक्षावदान, पृ० ४३६ । 
« अशोकवर्सावदान, पु० ८५॥ 
« कोटिकर्णावदान, पृ०६॥ 


की >धब पर आए 0 «५० 


प्४ | दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


मृग, शरभ, मत्स्य, कच्छप, मण्डुक आदि का मांस भी खाया जाता था ।' 


परन्तु बौद्ध-धर्म में श्रद्धा रखने वाले भोजनार्थ किसी प्राणी की ह॒त्या 
स्वयं नही करते थे । श्ाकुनिक के दवारा अपने लिए लाये हुए जीवित कपिजल 
को देख श्यामावती कहती है--- 


:. अकिमहुं ज्ञाकुनिकायिनी ? न सम प्राणातिपातः केल्पते । गच्छेति १ 


शाकुनिक के पुनः कर्पिजल को मार कर ले जाने और यह कहने पर कि 
भगवान्‌ बुद्ध के लिए इसे वनाओ, वह तत्पर हो जाती है।' इससे यह भी 
प्रकट होता है कि भगवान्‌ बुद्ध मांस भी खाते थे । 


[रा] पद रस भोजन 


भोजन में मीठा, खट्ठा, नमकीन, कड़वा, तीता ओर कसेला इन षट्‌ 
रसो का समावेश होता था । आपज्नसत्त्वा स्त्रियों को वंद्यो दुवारा निर्दिष्ट 
ऐसे आहार दिये जाते थे, जो न अधिक तीते होते थे, न अधिक खट्टे, न 
अधिक नमकीन, न अधिक मीठे, न अधिक कड़बे और न अधिक कसेले ।* 


निमंत्रण 


वीद्ध-धर्म मे श्रद्धा रखने वाले बुद्ध प्रमुख भिक्षु-संघ को भोजनार्थ 
आमन्रित करते थे। निमत्रण स्वीकृति को “अधिवासना” कहते थे | भगवान्‌ 
बुद्ध शान्त रहकर तृष्णीभाव से निमंत्रण की स्वीकृति देते थे । इसके बाद वे 
उसी रात को शुद्ध, सुन्दर खादनीय भोजनीय पदार्थ एकत्रित करते थे और 
प्रातःकाल उठकर घर की सफाई करते थे, गोवर कालेप करते थे और 
आसन एवं जल रखकर भगवान्र बुद्ध को भोजन तेयार हो जाने की सूचना 
देते थे । भिक्षु-सघ के साथ भगवान्‌ पूर्वाहण में भोजन के लिए जाते थे ।* 





« सुघनकुमारावदान, पृ० रे८४ड । 

« साकन्दिकावदान, प्ृ० ४५६ ॥ 

« माकन्दिकावदात, पु० ४५६ ॥ 

- कोटिकर्ोावदान, पू० १ । इत्यादि 

* नगरावलस्विकावदान, पृ० ५१ । सुप्रियावदान, पृ० ६१।॥ 

* नगरावलास्विकाबदान, पृ० ५३-५४। सहसोदयतावदान, प्‌ १८४4 । 


अर अर ह्॑॥ 0 >0 4० 


दिव्यावदान सें संस्कृति का स्वरूप | ५५ 


“सुप्रियावदान में कहा गया है कि भिक्षु-सघ सहित भगवान्‌ के भोजनाथे 
पहुँचने पर चोरों ने चन्दन-मिश्रित जल से उन लोगों का हाथ पैर घुलाया ।* 
इसके बाद वे अपने -अपने आसनों पर बेठ जाते थे और निमंत्रण देने वाला 
व्यक्ति स्वयं अपने हाथो से उन लोगों को स्वच्छ एवं सुन्दर भोजन परोसता 
था। भोजन कर चुकने के वांद हाथ घुलाया जाता था और वतन [पात्र] 
हठा लिए जाते थे । 


“ स्वागतावदान” मे ब्राह्मण के द्वारा, स्वागत को, आहार और मद्य 
प्रदान करने का उल्लेख है । भोजन परोसने को “परिवेषण” और परोसने 
वाले को “परिवेषक” कहते थे ।* 


विशाल भोजो का आयोजन तत्कालीन अन्न-बहुलता का परिचायक है । 
इन भोजों में खाद्य एवं पेय पदार्थों का अपार भडार रहता था । श्रावस्ती का 
एक ग्रृहपति ५०० भिक्षुओं को खिलाने के लिए अन्न-पान गाड़ी (शकठ) मे 
भरकर ले जाता है । एक अन्य स्थल पर एक गृहपति बुद्ध प्रमुख भिक्षु-सघ 
और पाँच सौ वरिको को अन्न-पान से संतृप्त करता है ।" राजा प्रसेनजितु ने 
बुद्ध प्रमुख भिक्षु-संघ को एक सप्ताह तक अपने यहाँ भोजन कराया ।* 


कुछ पारिभाषिक भोजन-सम्वन्धी शब्द 


बचे हुए भोजन को “उत्सदनवधर्मक” कहते थे ।” नाश्ते के लिए 
“पुरोभक्तका” “पृर्वभक्षिका ” और “ पुरोभक्षिका;१ * शब्द प्रचलित थे । 





ना 


न 


सुप्रियावदान, पृ० ६१॥ 
स्वागतावदान, पु० ११७१ 
नगरावलम्बिकावदान, पु० ५४॥। 
« धर्भरुच्यवदान, पुृ० १४७ । 
सहसोद्गतावदाच, पु० १८८६-१९० 
नगरावलस्बिकावदान, पु० ५३ । 
- सहसोदगतावदान, पु० १६० । 

« वही, पु० १८र्द । 

पुणचिदान, पु० १८ । 
स्वागतावदान, पु० १०८ । 


3 हडीए ही 6 «0 ८ «६ ७७ ०एं 


५६ [ विव्यावदान में संस्कृति का स्वरुप 


ऐसा खाद्य पदार्थ जो भोजन-काल के समाप्त हो जाने पर खाया जाता 
था, “अकालक” कहलाता था|" एक वार चिरकाल तक धर्म-देशना 
करते हुए भगवान्‌ के भोजन का समय व्यतीत हो गया । मेण्ढक मृहपति के 
भोजन करने के लिए कहने पर वे कहते है “भोजन-काल तो समाप्त हो 
गया” । गृहपति के दूवारा “अकालक” के बिपय में पूछे जाने पर वे 


कहते है-- 


इस प्रकार घी, गुड़, शक्कर अकालखाद्यक एवं अकालपानक का उल्लेख 


है । 


भोजन से सबन्धित निम्नलिखित बतंनो का उल्लेख हुआ है-- 


[१] 
[२] 
[३] 
[४] 
[५] 
[६] 
[७] 


#घुतगुडशर्क रापानकानि चेति”* 


भोजन-पात्र 


शतपलपान्र 

सौवर्ण पात्र 

रजत पात्र" 

मृण्मय पात्र" या मृद्भाजना 
स्थालिका या स्थाली 
कटच्छ' 

कासिका" ९ 





दी रद है हुक दूए २० 


+ 


म््ढ़ 


नी0 
90 शशि 


मेण्ठकगृहपतिविभूतिपरिच्छेद, पु० ८१ । 
मेण्हऊुयृहुपति विभू तिपरिच्छेद, पृु० ८१ । 
रुद्रायशावदान, पु० ४७३ । 

चहो, पु० ४७३ ॥। 

वही, पृ० ४७३ । 

वही, पूृ० ४७३। 

पांशुप्रदानावदान, पु० २३३ । 
चुडापक्षावदान, पृ० ४३४॥। 

* भातिहाय॑ंसूच्र, पृ० १०२। 

* माकन्दिकावदान, पु० ४५५॥। ।॒ 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | ५७ 


[८] पिपरीका' 
[<] नालिका' 
[१०] पिठरिका' 
[११] भृछगार 


१. चुडापक्षावदान, पु० ४३४॥। 
२. संघरक्षितावदान, पु० २११॥ 
३. श्रद्योकाबदान, पु० र८०। 
४. शादूं लकर्णावदान, पु० ४२४ । 


परिच्छेद ६ 


क्रीड़ा-विनोद 


क्रीडा-विनोद में सावजनीन अभिगसखि थी । तत्कालीन सुमम्ृद नगर 
राजधानी, प्रासाद, रम्य-उयान, क्रीटा-पुष्किरिणी, वरश्षाभूपगा सथा अनेक 
प्रसाधन-सामग्री इन सब का अस्तित्व इस बात का परिचायक है कि सोग 
आमोद-प्रमोद मे कितने संलग्न रहते थे । 


राजा चन्द्रप्रभ की राजधानी भद्रशिला नगरी भें चतुदिक घन्दनादि 
सुगन्धित पदार्थों से युक्त सुरभित समीर का प्रसार हो रहा था । एक और 
प्रस्फुटित-पदुम, कुमुद, पुण्हरीक तथा रमणीय कमल पुए्प-मण्डित स्वाद, 
स्वच्छ एव शीतल जल-परिपूर्णो तठाग, कूप और प्रसवगा का नयनाभिराम 
दर्शन होता है, तो दूसरी ओर, ताल, तमाल, कशिकार, अशोक, तिलक, 
पु नाग, नागकेसर, चम्पक, घबकुल, पाटलादि पुप्पों से आच्छादित एवं 
कलविड क, शुक, थारिका, कोकिल, मयूर, जीवंजीवक आदि नानाबिध 
पक्षि-गण-निकूजित वनपण्टोद्यान हमारे चित्त को बचरवस आहृष्ट कर लेता 
है ।) राजा चन्द्रप्रभ सर्व परित्यागी थे। उन के राज्य में सभी जम्बूदवीप- 
वासी हाथी, घोड़े ओर रथो पर चलते थे । सभी मौतिधर और पट्टणर हो 
गये थे एवं सभी नानाविध वाद्य-घोपों से युक्त, सर्वालंकार-विभूषित प्रमदा 
गणों से परिवृत राजक्रीड़ा का अनुभव कर रहे थे ।* 

क्रोडा के लिए उद्यान, फ्रीडा-पुष्किरिणी, मृगया, अनेक कथाएं, समीत, 
नृत्य आदि मनोरंजन के सामान्य प्रचलित साधन थे 
(फ' उद्यान-यात्रा 

मनोरजन के लिए उद्यान होते थे । उद्यानों मे भाति-भाति के वृक्ष लगे 





१. चन्द्प्रभवोधिसत्वचर्यावदान, पु० १६५॥ 
२. वही, पृ० १६६। 


विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | ५८ 


रहते थे, जो नानाविध चित्तरंजक पुष्पो से आच्छादित होते थे । उन में 
मनोरम प्राकृतिक छटा सर्वत्र विराजती थी और भांति-भांति की क्रीडाओ के 
लिए साधन प्रस्तुत किये जाते थे । इन उद्यानो मे नैक-विध मोहक एवं 
अनुरागोत्पादक ध्वनि करने वाले पक्षि-गगण भी पाले जाते थे । भद्गशिला 
राजधानी के मणिगर्भ राजोद्यान का मनोरम-हश्य अवलोकनीय है ।* 


प्रायः वसनन्‍्त-ऋतु मे वन तथा उपवनो की शोभा दविग्रुणित हो जाने 
पर लोग मनोरजन के लिए सस्त्रीक उद्यान-यात्रा करते थे । वसन्त-काल के 
समुपस्थित होने पर एक ग्रहपति अपने अन्तर्जनो के साथ एक वसनन्‍्तकालीन 
पुष्पाच्छादित-वृक्ष-समन्वित एवं हस, क्रोच, मयूर, शुक, सारिका, कोकिल, 
जीवजीवकोन्नादित उद्यान मे जाता है-- 


स गृहपतिः संप्राप्ते वसन्‍्तकालसमये संपुष्पितेषु पादपेषु 
हँसक्रोडचमयूरशुकशारिकाकोकिलजीवंजीवकोन्नादितं._ वनखण्डसन्तर्जनसहाय 
उद्यानभूमि निर्मेतः” ॥ 


इसी प्रकार राजा अशोक के भी, वसच्त-काल में अपने अन्त.पुर के साथ 
सुपुष्पित उद्यान मे, जाने का उल्लेख है ।' 


गृहपति वलसेन--हैमन्तिक, ग्रष्मिक एवं वाधिक-तीन प्रकार के उद्यानों 
का निर्माण कराता है, जिन में ऋतुओ के अनुसार पुप्पादि वृक्ष लगे 
थे। राजा धन भी अपने पुत्र के लिए ऐसे तीन उद्यानों को वनवाता 
है ।* 

इस प्रकार उद्यान, पति-पत्नी के सरस जीवन के राग-रंग तथा अठखेलियाँ 
ल़ीड़ा] करने का एक स्थल था, जहाँ काम-संचार करने वाले विविध 
पक्षियों का समुचित संग्रह होता था । 





चन्द्रप्रभवोधिसस्वचर्यावदान, पु० १र४८५। 
सहसोदुगतावदान, पृ० १६२, १६३ । 
पांशुप्रदानावदान, पु० २३५ ॥ 
कोटिकर््वदान, पु० २१। 


26 88 हही छः |? 


सुधनकुमाराचदान, पृ० २८७ ॥ 


६० | दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 
[ख] जल-क्रोड़ा 


उद्यान मे ही क्रीडा-पुष्किरिणी होती थी, जिसमे उत्पल, पदुम, क्रुमुद, 
पुण्डरीक आदि जलज-पुष्प प्रस्फुटित रहते थे | वाराणसी का राजा, ब्रह्मदत्त 
अपने अन्त.पुर-परिवार सहित उद्यान की यात्रा करता है। वहाँ पर अन्तःपुर- 
वासिनी स्त्रियो के क्रीडा-पुष्किरिणी में स्तान कर शीतानुवद्ध हो जाने की 
चर्चा प्राप्त होती है ।* 


,. “सुधनकुमारावदान” में ब्रह्मसभा नाम की पृुष्किरिणी का उल्लेख 
है, जो उत्पल, पद्म आदि पुष्पो से सछन्न, नानापक्षिगणनिषेवित, 
स्वच्छ एवं सुरभित जल से परिपूर्णा थी । किन्नर राज दृहिता मनोहरा पाँच 
सौ किन्तरी-परिवारों के साथ इस पुष्किरिणी में स्नानार्थ जाती थी।' 

रोहितक महानगर मे एक “उद्यानसभाषुष्करिणी” और एक तड़ाग 
का उल्लेख है, जिस के तट पर कादम्ब, हंस, कारण्डव, और चक्रवाक थे ।* 


(ग) मृगया 


राजाओ के लिए मृगया एक प्रिय मनोरंजन-साधन था । “वीतशोकावदान'' 
में राजा अशोक मृगवध के लिए जाते हैं ।' राजकुमार सुधन के भी, मृगया 
के लिए, जाने का उल्लेख है ।" ! 


(घ) कथा 


परंपरा से प्राप्त कथाएँ सुनवा और सुनाना मनोरजन का एक सार्वजतिक 
साधन था | वेदिक-काल से आज तक महापुरुषो और देवताओ की चरितगाथा 
का वर्णोत करना और सुनना पुण्य-प्रसव का कारण माना गया हे । शास्त्रवद्ध 
कथा एवं नानाश्र्‌ तिमनोरथ आख्यायिकाओं के दवारा सुप्रिय, सार्थवाह मघ 
का अनुरंजन करता है । 





माकन्दिकावदान, पु० ४६१ । 
सुधनकुमारावदान, पृ० २८७ । 
सुप्रियावदान,. पूृ० ६७। 
चीतशोकाबदान, पृ० २७२। 
सुधनकुमारावदान पूृ० २८८ । 
सुप्रियाददान,. पु० ६८। 


८० ४४ 


०९५2४ 


री. मद 
रू रू 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | ६१ 


लोग लोकाख्यायिकाओं में भी कुशल होते थे । गृहपति-पुत्र (भृतक) 
के द्वारा एक लोकाख्यान कथा के कहे जाने का उल्लेख है।' 
(४) कविता-पाठ 


प्रचीन-काल से ही कविता-पाठ मनो-विनोद का एक उत्तम साधन 
माना गया है । वैदिक-काल मे यज्ञ के अवसर पर देवताओ की स्तुति 
करने के लिए लोग कविता-पाठ करते थे। कवियों को आश्रय देते वाले 
अधिकांशतः नृपति-गण होते थे । इस प्रकार राजाश्वित कवि राजा की 
स्तुति कर उन को प्रसन्न करते थे और फलस्वरूप यथेष्ट घन एवं मान 
को प्राप्त करते थे । वाराणसी का राजा ब्रह्मदत्त अत्यन्त कवि प्रिय था। 
वहाँ एक ब्राह्मण कवि रहता था | शीत-काल मे वह ब्राह्मण राजा के अनुकूल 
भाषण कर के कुछ शीत-त्राण पाने की इच्छा से उनके पास जाता है । वहाँ 
राजा के हाथी की स्तुति करता है, जिस से प्रसन्न हो कर वह राजा उस 
ब्राह्मण कवि को पाँच सुन्दर ग्राम प्रदान करता है । 


सुप्रिय “चित्राक्ष रव्यवजन पदाभिधान” के दवारा सार्थवाह मघ का मन 
बहलाता है ।' 
(च) संगीत 

वाद्य-यंत्रो को परंपरा से चार भागों मे विभाजित किया जाता है 
तत (तार वाले), आनद्ध (ढोल की तरह पीटे जाने वाले), सुषिर (साँस से 
संचालित) और घन (वजाये जाने वाले) । इसी दृष्टि से “दिव्यावदान/ 
मे प्राप्त वाद्य यत्रों का विभाजन निम्नलिखित रूप में किया जाता है। 
(श्र) तस्‍्त्रीं वाद्य 

(१) वीणा" 





सहसोद्गतावदान, पु० १८८ । 

स्वृतिब्राह्मगावदान, पृ० ४६॥ 

सुप्रियावदान, पु० ६८ । 

रामायणकालीन संस्कृति--शान्तिकुमार नानुरास व्यास, पृ० १०४॥। 
सुप्रियावदान, पु० ६७ ॥ चन्द्रप्रभवोधिसत्त्वचर्यावदान, पृ० १६५,१६६ ॥, 
सुधनकुमारावदान, पु० २६६ ॥, रुद्रायशावदान, पु० ४७०। 


व 2० 40 १० 


25 


६२ | विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


(२) वल्लिका' 
(३) वल्लरी' 
(४) महती' 

(५) सुघोपक' 


(ब) ताडय वाद्य 


(१) प्रणव" 
(२) मृदग* 
(३) भेरी 
(४) पटह 
(५) मुरजा 
(६) घण्टा?* 
(७) ताल! 


इन ताड्य वाद्यों में घण्टा और ताल घातु के बने हुए होते थे । और 
अन्य शेष ढोलों की श्रेणी में आते थे । 





१. सुप्रियावदान, पृ० ६७। 

२. चन्रप्रमवोधिसत्त्वचर्यावदान, पृ० १६५,१६६ ।, सुधनकुमारावदान, 
पृ० २६९६ । 

सुप्रियाचदान, पु० ६७॥ 

वही, प० ६७ ॥, चन्द्रप्रभबोधिसत्त्वचर्यावदान, पृ० १६५, १६६ ॥ 
सुधघनकुसारावदान, पु० २६६ । 

५. चबन्द्प्रमवोधिसत्वचर्यावदान, पृ० १६५,१६६ ॥ सुधनकुमारावदान, 
पू० २€€ | 

वही, पृ० १६५,१६६ ॥, वही, पृ० २६६ । 

« वही, पृ० १६५,१६६। 

वही, प० १६५,१६६॥। 

« संत्रकन्यकावदान, पृ० ५०४ 

« कोटिकर्णावदान, पृ० २॥, इत्यादि 

चन्द्रप्रभवोधिसत्त्वचर्यावदान, पृ० १६६ ॥। 


55 


न्छध्०छ ही 6 <%#0१ 


० ० 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | ६३ 


[स] सुखवाद्य 
[१] वेणु' (बाँयुरी) 
[२] छंख 
[३] तूर्य (तुरही)' ' 
राजाज्ञा धण्टा बजाकर प्रसारित की जाती थी, या जब कोई धनाढ्य 


व्यापारी महासमुद्रावतरण करता था, तो वह घण्टावधोष के दुवारा यह 


घोषणा करवाता था कि जो भी महासमुद्रावतरण के इच्छुक हों, वे शीघ्र ही 
तेयार हो जाँय ।" 


जन्मोत्सव के समय आनन्द की भेरी वजायी जाती थी ।* मनोहरा' के 
साथ सुधघनकुमार के हस्तिनापुर लौटने का समाचार सुनकर राजा धन 


आनन्द की भेरी बजवाते है ।" राजा चन्द्रप्रभ सुवर्शा-भेरी वजाकर दान 
देते थे ।* 


लोग निष्पुरुष तूर्य-निनाद मे अपनी पत्नी के साथ रमण, परिचरणादि 
कीड़ा मे रत होते थे ।* 


रोहितक महानगर में वीणा, वल्लिका, महती और सुघोपक वाद्यों के 





- धन्द्रप्रभबोधिसत्त्वचर्यावदान, पु० १६५, १६६ 
* वही, पु० १६४, १६६। 

* वही, पृ० १६६॥ 

वही, पृ० १६६॥। 

« कोटिकर्णाबदान, पु० २। 

« सुधनकुमारावदान, पु० २८६ | 

* वही, पु० ३००१ 


दे +0 2 ७6 ७ :२० <० 


है । 


« चन्द्रप्रभबोधिसत्त्वचर्यावदान, पु० १६६॥ 


दे. कोटिकर्णावदान, पु० २। सुधनकुमारावदान, पु० २८७, रे६६। 


६४ | विव्याववान में संस्कृति का स्वरूप 


साथ-साथ गीत-ध्वनि भी सुनाई पड़ती है ।' कुणाल अपनी स्त्री काव्चनमाला 
के साथ वीणा वजाता और गाता हुआ तक्षशिला से निकल पढ़ता है ।' 


भद्गशिला नगरी विभिन्न वाद्यों से सदा निनादित रहती थी ।* 


[छ] नृत्य 


जब स्त्रियाँ नृत्य करती थी, तो उसकी संगति में वाद्य-यन्त्र बजाये 
जाते थे । राजा रुद्रायण वीणा बजाने में दक्ष थे तथा उनकी पत्नी घन्द्रप्रभा 
देवी न त्य-कला में कुशल थी । इस प्रकार चन्द्रश्नभा देवी नृत्य करती थी और 
रुद्रायण वीणा बजाते थे ।* 


किन्तर-लोक मे पहुँचकर, सुधनकुमार सहस्रों किल्तरों के साथ नृत्य, 
गीत और अनेक वाद्यों से परिवृत थे ।* 


[ज] फ़ीड़ाएँ 
तत्कालीन अनेक क्रीडाओं के नाम प्राप्त होते हैं ।( जैसे-- 


(१) अकायिका 
(२) सकायिका 
(३) वित्कोटिका 
(४) स्थपेटारिका 
(५) अधरिका 
(६) वशघटिका 
(७) संधावरिका 


_सुप्रियावदात, पु० ६७॥ 

« कुणालावबदान, पु० २६७ । 
चन्द्रप्रभवोधिसत्त्वचर्यावदान, पु० १६५ 
« रुद्रायगावदान पु० ४७०; 

« सुधनकुसारावदान, पृ० २९६ | 
रूपावत्यवदान, पू० ३२१० । 


क्री मद # 4 कण /॑ण 5० 


विव्यायदान में संस्कृति का स्वरूप | ६४ 


(5) हस्तिविग्रह 
(६) अश्वविग्नह 
(१०) बलीवदंविग्रह 
(११) धनुग्रेह 
इन उपयुक्त क्रीड़ाओं का विवरण कही स्पष्ट रूप से नही प्राप्त होता 


कि ये किस प्रकार की क्रीड़ाएँ थी ? बस केवल इतना ही ज्ञात होता है कि 
ये तत्कालीन कुछ कीड़ाओं के प्रसिद्ध नाम है । 


परिच्छेंद ७ 


वेश-भूपा 


“दिव्यावदान” में बहुसर्यक वह्यों का अनेक बार उल्लेख हुआ है। 
ताना प्रकार के वस्त्र दान में दिये जाते थे । राजा चन्द्रप्रभ ने अनेक रंगो के, 
अनेक देगों के तथा अनेक चित्र-विचित्र प्रकार के बस्त्रों का दान समस्त 
जम्बुद्वीप वासियों को किया था ।' 


लोग उपहार-स्वरूप भी दूसरो के पास वस्त्र भेजते थे । राजा विम्बिसार 
ने महाह वस्त्रों से एक सन्दूक भरकर राजा रुद्रायण के पास प्राभृत-रूप में 
भेजा था । कीमती कपड़े “महाहं” वस्त्र कहलाते थे । 


राजा के योग्य वस्त्र को “राजाहँ” कहते थे । राजा चन्द्रप्रभ ने समस्त 
जम्बुद्वीप-निवासियो को यथेपष्ट “राजाहँं” वस्त्र प्रदान किया था।' राजा 
विम्विसार ने राजा रुद्रायण को “राजा” वस्त्र-ग्रन्थ-विलेपनों से अलंकृत कर 
भोजन कराया था 


घूप के धुएँ से वस्त्रो को सुगन्धित करने की रीति प्रचलित थी । राजा 
विम्विसार के वस्त्रो के काष्ठधूम से वासित होने के कारण ही ज्योतिप्क 
कुमार के घर की स्त्रियों के नेत्रो से अश्न्‌ पात होने लगा था ।" 


पहने हुए अर्थात्‌ उपयोग में लाये हुए वस्त्र को "परिभुक्तक” तथा ऐसा 
वस्त्र जिसका उपयोग अभी न किया गया हो “अपरिशभुक्तक” कहलाता था ।* 





१. चन्द्रप्रभवोधिसत्त्वचर्यावदान, पृ० १६६। 
२. रुद्रायणावदान, पु० ४६५। 

३. चन्द्रप्रभवोधिसत्त्वचर्यावदान, पु० १६६॥। 
४. रुद्रायशावदान, पु० ४७२ ॥ 

५. ज्योतिष्कावदान, पु० १७२। 

६ चही, पृ० १७१ । 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | ६७ 


नये कपड़े “अह॒त” वस्त्र कहलाते थे । “अनाहत - दृष्य” (पुराने वस्त्र) 
का भी उल्लेख प्राप्त होता है ।* 


मामूली कपड़ा “खुस्तवस्त्र” कहलाता था ।* 


रंगे हुए वस्त्रो का भी प्रयोग होता था। शुक्ल या अवदात वस्त्र" के 
अतिरिक्त नीले', पीले', और लाल वस्त्रों का भी उल्लेख है। संन्यासी लोग 
काषाय (गेरुए रंग के) वस्त्र' घारण करते थे । 


“दिव्यावदान” मे निम्नलिखित वस्त्रो का उल्लेख प्राप्त होता है--- 


(१) कोशेय 
(२) क्षीम* 
(३) काशिका' 
(४) कार्पासँ' 
(५) कौटठुम्व 





* कुणालावदान, पु० २५५१ 

. शादू लकशविदान, पु० ३१६। 

. स्वागतावदान, पु० १०७। 

. चूडापक्षावदान, पु० ४२७। 

- पूर्णावदान, पृ० १७। ज्योतिष्कावदान, पृ० १६३॥ चुूडापक्षावदान, 

पु० ४२८॥ 

« सुधनकुसारावदान, पृ० २८८। चुडापक्षावदान, पृ० ४२८। 

७. पुरण्णावदान, पृ० १७। ज्योतिष्कावदान, पृ० १६३ । चूडापक्षावदान, 
पृ० ४२८ ॥ 

८. यही, पृ० १७। वही, पृ० १६३ | सुधनकुमारावदान, पु० २८८ | 

६. शाप लकणोवदान, पु० ३१७।॥ 

१०. चन्द्रप्रभबोधित्त्वचर्यावदान, पृु० १६६॥ रुद्रायणावदान, पृ० ४७४ ॥ 

११. चही, पृ० १६६ ॥, वही, पृ० ४७४ ।॥ 

१२ पुर्णावदान, पृु० १७। चन्द्रप्रभबोधिसत्त्वचर्यावदान, पु० १६६ ॥, 
रुद्रायशावदान, पृ० ४७४ | 

१३. रुद्रायशावदात, पृ० ४७४ | 

१४. बही, पृ० ४७४ । 


#द ०६ -छ 0 ७ 


शी 


इंघ | विव्यावदात में संस्कृति का स्वरूप 


(६) सण शाटिका' 
(७) छुट्कक 

(८) अंशुकों 
7. (6) पे 

(१०) ऊर्णाडुकूल' 
(११) चीन वस्त्र' 
(१२) कम्वल" 
(१३) प्रावरक 
(१४) यमली'* 
(१५) स्वानशाटक” 
(१६) कल्पदृष्य! 


(१७) वुण्डिचेल* 
(१८) पोती" 
(१६) तसरिका" 





१. नगरावलम्बिकावदान, पु० ५२। 

« पूर्णावदान, पु० १७। 

« चन्द्रप्रभवोधिसत्त्वचर्यावदान, पु० १६६ ॥, 
सुघनकुमा रावदान, पु० र८८ ) 

. चन्द्रप्रभवोधित्त्वचर्यावदान, यु० १६६ । 

वही, पृ० १६६ ॥ 

« वही, पृ० १६६ | 

« चही, १० १६६। 

-. वही, पृ० १८६६ ॥ 

« ज्योतिष्कावदान, पृ० १७१ । 

१०. वही, पृ० १७२। 

११. मान्यातावदान, पृू० १३३, १३७। 

१२. ही, एृ० (२७ । 

१३. घर्मरुच्यवदान, पृ० १५८। 

१४ ज्योतिष्कावदान, पृ० १७०-१७१।॥ 


न्ध्ण 


डीउ ही छ ७ /#४ ७<्‌ 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | ६४ 


कपास का स्वच्छ (इलक्ष्ण) सूच्र काता जाता था ।* ब्राह्मणी एक कुविन्द 
से सहस्न कार्षापणों वाली यमली बुनवाती है।' 


स्त्रियाँ सिर पर एक वस्त्र डाले रहती थी, जिसे “शिरोत्तरपट्टिका” 
कहते थे ।* स्त्रियाँ अपने वस्त्र की छोर मे कार्षापणो को बाँधकर रखती 
थी 


राजाओं के यहाँ रत्न-सुवर्ण जटित कपड़े भी होते थे। राजा चन्द्रप्र्भ 
अन्य वस्थध्रों के साथ “रत्न-सुवरण-प्रावरक” भी दाल में प्रदान करता है ।* 


“प्रावरण” एक प्रकार का ऊपरी वस्त्र था, जिसे “उपरिप्रावरण” भी 
कहते थे ।* 


प्रत्नजितों ओर भिक्षुओं के वेश में निम्नलिश्वित वस्त्रों का उल्लेख हुआ 
है--- पु > 
(१) घचीवर'* 

(२) संघाटी” 

(३) कापाय-वस्त्र' 

(४) पांशुकूल 


ऋषि वल्कल और चीवर पहनते थे ।! ये चीवर दर्भ (कुशो) के बने 
होते थे ।** डे 


. ज्योतिष्कावदान, पृ० १७१॥ 

« भगरावलस्बिकावदान, पृ० ५३॥ 
धर्मेरुच्यावदान, पृ० १५८ । 
पूर्रावदान, पूृ० १८॥ 
पन्द्रप्रभवोधिसत््वचर्यावदान, पृ० १६६॥। 
. घर्मरुच्यवदान, पृ० १४५८। 
सुप्रियावदान, पृ० ६१ । 

» रुद्रायशावदान, पृ० ४७३ । 

« शादू लकर्णावदान, पृ० ३१७ | 

« रुद्रायणावदान, पृ० ४७४। 

« सुधनकुमारावदान, पृ० २८७ । 
वीतशोकावदान, पृ० २७२ । 


2:25 7 करते ढक की मद & | ८०७ ०० 


७० | विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


ब्राह्मणों की वेश-भूपा में अन्तर रहा होगा, जिसके आधार पर उन्हें 
पहचाना जाता था। “ज्योतिष्काधदान'* मे कौशिक ब्राह्मण का वेश बना 
कर, अनडगण ग्रृहपति के घर जाते है।' इसी प्रकार देवेन्द्र शक्क के, उदार 
ब्राह्मण का रूप धारण कर उत्पलावती राजबानी में, जाने का उल्लेस है ।' 


भुतक पुरुषों की वेश-भूषा पर भी अच्छा प्रकार पढ़ता है । उनके 
वाल रूखे रहते थे और वस्व फटे हुए और मलिन। सभवतः उनकी 
पहचान भी इन्ही के कारण होती थी । भूतक-कर्म करने के लिए उद्यत अपने 
पुत्र के भूतक-वीथी में खड़े होने पर भी जब उसे कोई नहीं पृछता, तो उसकी 
माता कहती है--- 


“पुत्न, न एवंविधा भृतकपुरुषा मवन्ति । पुत्र, स्फटितपरुषा रुक्षकेशा 
सलिनवस्त्रनिवसना: । 


और उसे आदेण देती है कि यदि तुम्हें भूतक-कर्म करना हैं, तो इस 
प्रकार के वेश को धारण कर भृतक-वीथी में जाओ ।' 


इसी प्रकार “नगरावलम्बिकावदान” में कुविन्द की वेश-भूषा का परिचय 
प्राप्त होता है ।* 


£ राजाओ के यहाँ सौ घलाकाओं वाले छप्रों (गतशलाक छत्नम) तथा 
सौवर्णा-मणि-व्यजनो का अस्तित्व तत्कालीन सिलाई के प्रचार का सूचक है ।' 


“रामायण” मे भी सौ शलाकाओ वाले छत्र का उल्लेख है ।' 


पैरो मे उपानह धारण किये जाते थे। राजा विम्बिसार ज्योतिष्क 
कुमार के गृह-स्थित मण्ि-भूमि को वापी समझ कर जूते उतारने लगते है । 





ज्योत्तिष्कावदान, पृ० १७७ । 

रूपावत्यवरान, पृ० ३०८ । 

सहसोद्गतावदान, पृ० १८८ 

नगरावलस्बिकावदान, पृ० ५२१ 

ज्योतिष्कावदान, पृ० १७७ । चूडापक्षाबदान, पृ० ४४४ । 
२।२६। १० 

ज्योतिष्कावदान, पृ० १७२ । 


ढ़ हुए मर है ह० 4० २७० 


-ी0 “33 


दिव्यावदान में संस्कृति फा स्वरूप | ७१ 


भगवान बुद्ध कर्मापनय करने के निर्मित्त पन्‍्थक से भिक्षुओ के जूते साफ़ करने 
को कहते है ।* 


आभूषण के लिए अलकार और आभरण' दो छाव्द प्रयुक्त हुए है । 
अलकार, स्त्री और पुरुष दोनो ही धारण करते थे । उपम्रुप्त के आगमन 
का शुभ समाचार देने वाले प्रियाख्यायी को राजा अशोक शत- सहस्र मूल्य 
वाला मुक्ताहार अपने शरीर से उतार कर देते है ।॥ भविल रतलकर्णिका 
कानो में पहने था ।' भद्रशिला राजधानी मे राजा चद्धप्रभ ने सर्वालंकार- 
विभूषित कुमार-कुमारिकाओं का दान दिया था ।* श्रोण कोटिकर्ण प्रेतनगर 
मे अंगद, कु डल, विचित्र माल्यादि आभरणों तथा अनुलेपनों से युक्त एक 
पुरुष को चार अप्सराओ के साथ कीड़ा करते हुए देखता है।” 


सिर में धारण किये जाने वाले अलकारों मे “चूड़ामणि” का उल्लेख 
हुआ है । इसे केवल स्त्रियाँ ही पहनती थी। 


कानों मे “कुडल” पहना जाता था । ये लेश मात्र शरीर-सचालन 
से हिलने-डुलने लगते थे । इसे स्त्री' और पुरुष” समान रूप से धारण करते 
थे। चन्द्रप्रभ देवकन्या ने चंचल एवं स्वच्छु कुडल घारण किया था ।* कानों 
में पहने जाने वाले एक और अलकार “कर्शिका” का उल्लेख हुआ है । यह 
कई वस्तुओ की बनाई जाती थी और इसका नामकरण उस वस्तु के आधार 
पर होता था, जिससे वह निर्मित की जाती थी, ज॑से रत्नो की बनी कशिका 
“रत्वकरििका”, लकडी की वनी “दारुकरशिका” लाख की वनी ''स्तवकर्णिका”' 


चुडापक्षावदान, पृ० ४३१ । 
चन्द्रप्रभवोधिसत्त्वचर्यावदान, पृ० १६६ | 
वही, पृ० १६६। 
कुणालावदान, पृ० २४५ । 
पूर्णावदान, पृ० १६। 

चन्द्रप्रभवोधिसत्वचयविदान, पृ० १६६ ॥। 
कोटिकणविदान, पृ० ५। 
सुधनकुमारावदास, पुृ० रेघ८छ, २६० २६१। 
फोटिकर्णावदान, पृ० ७ ॥, रुद्रायणावदान, पृ० ४७० । 
वही, पृ० ४ ।, चन्द्रप्रभवोधिसत्त्वचर्पाददान, पृ० १६६। 
रुद्रायशावदान, पृ० ४७० 


खा 8 एक ही छू था मद 2६ हुए दए «७ 


७२ | दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरुप 


और रांगे की बनी “त्रपुकरिका” कहलाती थी । “आमुक्तिका” भी कानों 
मे पहलने का एक आभूषण था।' 


! गले मे “हार” ', “अधेंहार” और चित्र-विचित्र “मालाएँ” 
पहनी जाती थी । “हार” प्रायः सोने के होते थे, जिन मे मणियाँ जड़ी होती 
थी ।* इन अलकारो को भी स्त्री और पुरुष दोनो ही पहनते थे । 


वाहो में “अंगद”" और “केयूर/” स्त्री-पुरुष दोनों ही धारण 
करते थे । 


कलाई में “वलय”'* पहना जाता था। “कटक'” भी कलाई में पहनने 
का एक आभरण था ।” 


उंगली में अग्रूठी पहनी जाती थी, जिसे “बंग्रुलिमुद्रिका”'' या 
“अगुलिमुद्रा ”” कहते थे । 

कमर मे स्त्रियाँ “काँची”'' ओर “मेखला”' घारण करती थी। 
ये अलकार साथ ही इन के अधोवस्त्र को यथास्थान रखने मे भी सहायक 
होते थे । मनोहरा किन्तरी को “सचीवरप्रश्नष्टकाबचीगुणाम्‌ कहा गया 





हि 


पुर्णावदान, पृ० १६। 

कोटिकणरविदान, पू० २, १४। 

चन्द्रप्रभवोधिसत्त्वचर्यावदान, पृ० १६६ ॥ सुधवकुमाराववान, पुृ० र८घ८। 
रुद्रायणावदान, पू० ४७० ॥ 

वही, पृ० १९६ ॥, वही, पृ० २८८ ॥, वही, पृ० ४७० । 
कोटिकरणरविदान, पु० ५, ७। 

मंत्रकन्यकावदान, पृ० ५०५ ।,वीतशोकावदान, पृ० २७३ ॥ 
कोटिकर्णावदान, पृ० ५,७॥ 

चन्द्रप्रभवो घिप्ततत्वचर्यावदान, पृ० १६६ ।॥ 

सुधनकुमारावदान, प्ृ० ए८फ८ । 

१०. चन्द्रप्रभवोधिसत्त्वचर्यावदान, पृ० १६६ ॥, सेन्रकन्यकावदान, पृ० ५११ । 
११. सुधनकुमारावदान, पृ० २९६, र६८५। 

१२. ज्योतिष्कावदान, पृ० १७६ ॥, सुधनकुमारावदान, पृ० २९२,२६८ 
१३. सुधनकुमारावदान; पु० २८८ |, संत्रकन्यकावदान, पृ० ५०६। 

१४. सेन्रकन्यकावदान, पृ० ५०४, ५०५ । 


न्प्ण <्‌प न 


भर ढदुतखर 


(2 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | ७३ 


है.। रमण नगर मे, मैत्रकन्‍्यक ने ऐसी अप्सराओ को देखा, जिन की 
“कांची” खिसक गई थी ।' मणियों की दानेदार करधनी “मेखला” कहलाती 
थी । इसे पहन कर चलने से मधुर भकांर भी होता था । रमण॒ बगर में 
अप्सराओं को “क्वणद्र्‌ चिरविविधमणशिमेखलाप्राग्भारमन्दविलासगतयः” कहा 
गया है ।' 


' पैरों के आभूषण में “नूपुर” का उल्लेख हुआ है । यह स्त्रियों का 
अलंकार था । “नूपुर” मरि-जटित और घुघरुओं वाले होते थे, जो चलने से 
बजते थे ॥* 


तत्कालीन भारत में मणि-रत्तों का यथेष्ट प्रचार था । लोग 
समुद्रावतरण कर अनेक प्रकार के मण्ि-रत्नो को अपने साथ ले काते थे। 
मणि, मुक्ता, वेडूूये, शख, प्रवाल, रजत, जातरूप, अश्मगर्भ, मुसारगल्व, 
लोहितिक, दक्षिणावर्त आदि रत्नो का उल्लेख हुआ है ।" समस्त 
जम्बुद्वी पवासी “मणिमुक्ताभरणादि” से युक्त तथा “सर्वालिंकारविभूषित- 
प्रमदागण” से परिवृत हो कर राज-श्री का अनुभव करते थे ।* किन्तरराज 
दम प्रभूत मात्रा में मणि, मुक्ता, सुवर्ण आदि दे कर मनोहरा को सुधनकुमार 
के साथ हस्तिनापुर के लिए भेजते है ।" 

लोग पशुओं को भी सुवर्णादि से विभूषित करते थे । दान मे दी जाने 
वाली गायो के सीग सोने से मढ़े होते थे-“सुवर्णश्व॒डः गाइच गावः 
कामदोहिन्य:” ॥ 

रथो का भी सुवर्णादि से अलंकृत होने का उल्लेख प्राप्त होता है। 
जम्बुद्वीप निवासी चार अद्वो से युक्त सुवर्णंमय, रूप्यमय रथो पर आखझूढ़ 





सुधनकुमारावदान, पु० रृ८८ । 
मेत्रकन्यकावदान, पू० ५०६ ! 
चही, पृ० ५०४ । 
सुधनकुमारावदान, पृ० २८८ ॥ मेंत्रकन्यकावदान, पृ० ५०५॥ 
धर्म रुव्यवदान, पृ० १४२ । 
चन्द्रप्रसवो घिसत्त्वचर्यावदान, पुृ० १४६ । 
सुधनकुमारावदान, पु० २६६ । 
चन्द्रप्रभनोधिसत्वचर्यावदान, पु० १६६। 


री छू दी हद हे कण (० 2७ 


७४ | दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


हो कर एक उद्यान से दूसरे उद्यान तथा एक ग्राम से दूसरे ग्राम में विचरण 
करते थे ।' 


लम्बे केशो को शारीरिक सौन्दर्य मे बड़ा महत्त्व दिया जाता था। 
मनोहरा किन्नरी को “आयतनीलसूक्ष्मकेशीम्‌” कहा गया है।* 


पुरुष अपने बाल तथा दाढी-मूंछ कटवाते नही थे । इन को व्यवस्थित 
रूप से संवार कर रखा जाता था । राजा विन्दुसार के केश इ्मश्रु प्रसाधन 
के लिए एक नापिनी थी, जो उन के केश-इमश्रु को संवारती थी ।* 


रामायरा-काल मे भी पुरुष-वर्ग दाढी-मूछ रखते थे । वहाँ नाइयों 
को “इमश्रु-वर्धन” की संज्ञा दी गई है ।* 

भूतको के केश सवरे नही होते थे । उन्हे “रूक्षकेशा” कहा गया है ।" 
वध्यघातको को लम्बे लटकने वाले बाल होते थे ।* तपस्या करने वाले ऋषि दी 
केश, स्मश्रु, नख और रोम वाले होते थे ।" राजा रुद्रायणा ने केश-इमश्रु कटवा 
कर और कापाय-वस्त्र धारण कर प्रन्नजित होमे के विषय मे रोरुक नगर मे 
घटावघोष करवाया था।* 


स्नान मे सुगधित पदार्थों का उपयोग चिरकाल से होता आया है। 
समान का जल सुगन्धित रहता था । राजा विम्बिसार ने रुद्रायण को अनेक 
सुगधित पदार्थों से युक्त जल से स्तान कराया था ।* ब्रह्मसभा पुष्किरिणी 
उत्पल, पद्म आदि पुष्पो से संछन्न, नानापक्षिगणनिषेवित, स्वच्छ एवं सुरभित 
जल से परिपूर्ण थी ।*” 


चन्द्रप्रभवोघिसत्त्वचर्यावदान, पूृ० १८६६॥। 
सुधनकुमारावदान, पृ० रृ८८ । 
पांशुप्रदानावदान, पृ० २३३ । 

ततः शत्रुध्नवचनाञ्चिपुणा: श्मश्रुवर्धना: । 
सुखहस्ता: सुशीघ्राश्च राघवं पर्यवारयन्‌ ॥ (६ ।१२८। १३) 
सहसोद्गतावदान, पृ० १८८ । 
चीतशोकावदान, पृ० २७२ । 
सुधनकुमारावदान, पु० २८७ । 
रुद्रायशावदान, पृ० ४७२ । 

बही, पू० ४७२ । 

सुधनकुमारावदान. पृ० २८७ । 


26 ० दुख 2०2 


9 कृट ही. के हुए टू 


बच 


दिव्यावदान सें संस्कृति का स्वरूप | ७५ 


वे सुगन्धित द्रव्य, जिन का उपयोग स्तान-काल में किया जाता था, 
“स्नानोद्वर्तेन कहलाते थे । किन्नरराज दुह्चिता मनोहरा पॉच सौ किन्‍्नरी 
परिवारों के साथ ब्रह्मसभा पुष्किरिणी में नानाविध स्वानोदवर्ततों को ले 
कर स्तानार्थ जाती थी ।' 


सिर से स्नान किये जाने का उल्लेख है । मातगदारिका प्रकृति सिर से 
स्नान कर अनाहतदृष्य को घारण करती है ।' 


मनुष्य-गन्ध को नष्ट करने के लिए मनोहरा किन्नरी को सिर से 
नहलाया गया था ।* 


अन्य शव गार-प्रसाधनो मे चन्दन, कु कुम", कपूर, अगुरु-गन्ध", चूणोगंघ, 
कुसुम-गध , धुप *, माल्य", विलेपन'' आदि का उल्लेख हुआ है । राजा विम्बि- 
सार ने रुद्रायण को राजाहूं वस्त्र, गन्ध, माल्य और विलेपनों से मलकृत कर 
भोजन कराया ।'* वत्सराज उदयन अनुपमा को पत्नी रूप मे स्वीकार करते 
समय अन्य वस्तुओ के साथ पाँच सौ कार्पापण प्रतिदिन गन्धमाल्य के निमित्त 
देता है ।* 





सुघनकुमारावदान, पृ० २८७ । 

शादू लकरणावदान, पृ० ३१६ । 

सुधनकुमारावदान, प्र० २४८८। 

चन्द्रभभबोधिसत्त्वचर्यावदान, पृ० १६५ ।, कुरणालावचदान ॥ पु० २४४। 
कुणालावदान, १० २*४८। 

वही, पृ० २५४६ । 

चन्द्रप्रमवो धिसत्ववयविदान, पृ० शर्दन | 

चही , एृ० १६५ १ 

है. वही, पृ० १८५ ।' 

१०. रुद्रायणावदान, पुृ० ४६९१ । 

११. चन्द्रप्रभवोधिसत्वचर्यावदान, पृ० १६६ ॥, रुद्रायशावदान पृ० ८७२ । 
१२. वही: पृ० १६६ ॥ वही, पृ० ४७२ । 

१३. रुद्रायणावदान, पूृ० ४७२ । 

१४. मसाकन्दिकावदान, पृ० ४५५॥। 


ही &छ 4 दुध # ६ जग दए ४० 


७६ | दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


तैल आदि सुगन्धित पदार्थों को बेचने वाला “गान्धिक” कहलाता 
था।' 


पुष्पो से भी शरीर का श्य् गार किया जाता था । ऐसा प्रतीत होता है, 
रात को मालाएं पहन कर सोने का प्रचलन था । सुधन कुमार नीलोत्पल की 
माला घारण किये हुए रात मे उठ कर, उस मार्ग से मनोहरा की खोज में 
जाता है, जिस पर कोई रक्षक पुरुष न थे ।* 





१. पांशुप्रदानावदान, यू० २१८। 
२. सुधनकुमारावदात, पु० २८४४-६५ ॥। 


परिच्छेद ८ 
नारी 


नारी जीवन के वस्तुतः तीव सोपान हैं--कन्यात्व, पत्नीत्वत और 
मातृत्व ।॥ नारी-संस्कृति का यथार्थ स्वरूप प्राप्त करने के लिए इनका 
इसी क्रम से विश्लेषण उचित प्रतीत होता है । 


(क) कन्यात्व 


परिवार में कन्या का जन्म सम्ताप जनक वे था। उसका पालन-पोषण 
पूरों मनोयोग के साथ किया जाता था । मानव की सहज चवृत्ति सन्तति-स्नेह 
से कन्याएँ वंचित नहीं रहती थी । उसके प्रति घृणा या दवेश नहीं किया जाता 
था । कन्या के उत्पन्न होने पर भी पुत्रजन्मवत्‌ सर्व अनुष्ठेय झृत्यों का सम्पादन 
हर्ष एवं उल्लास के साथ समुचित रूप से किया जाता था ।* राजा धन अन्य 
सब प्रकार से सम्पन्न होने पर भी सन्‍्तान न होने के कारण चिन्तित हो 
सोचता है, “अनेकधनसमुदितं मे गहम्‌ । न मे पुत्रो न दुहिता' । इससे यह 
स्पष्ट होता है, कि पुत्र अथवा दुहिता दोनो ही परिवार के लिए आहलादजनक 
समझे जाते थे । 


कन्याएँ संगीत, नृत्यादि ललित कलाओ मे दीक्षित होती थी ।* वे शिक्षा 
भी प्राप्त करती थी । “माकन्दिकावदान” में दारिकाओ के द्वारा, रात्रि मे 
बुद्धवचन का पाठ किए जाने का उल्लेख है ।* 


युवावस्था के प्राप्त होने पर, माता-पिता, कन्या के लिए समुचित वर 


का चुनाव पूर्ण विचार-विमझ के पश्चात्‌ नियत सिद्धान्तों के आधार पर ही 
करते थे । 





साकन्दिकावदान, पृ० ४४६ । 
* सुधनकुसमारावदान, पृ० २८६। 
- रुद्रायशावदान, पु० ४७० । 

« माकन्दिकावदान, पृ० ४५७ । 


नए ण 0 2० 


७८ | दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


(ख) पत्नीत्व 


विवाह होने के बाद पति-ग्रह में कन्या “बद्चु” का पद प्राप्त करती 
थी।' पत्नी के लिए “भार्या” शब्द प्रचलित था।' भार्या के गुणों में 
“सदृशिका”, “हुद्या”, “आश्रवा” और “प्रियंवदा” की गणाना की गई है ।' 
वह पति की सहधर्मचारिणी होती थी। सुख ओर दुःख दोनो मे ही वह सदा 
पति के साथ रहती थी ।* 


नतिक गुणों के अतिरिक्त पत्नी मे गारीरिक आकर्षण की भी अपेक्षा 
रहती थी । 


कप 


स्‍त्री के शरीर का रग द्रवित नवकनकरस के समान 
(द्रविततवकनकरसरागावदातमूर्त यः)* या मेघ के समान गौर वर्ण (मेघवर्णा ) 
होना चाहिए। उसे सुप्रतिष्ठित “तनुत्वचा वाली होना चाहिए ।" उसके 
नेत्र मनोहर (मधुरलोचना) और विकसित नीलरक्तांशुक विशाल नव कमल 
के समान (अभिनीलरक्तांशुकविसृतायतनवकमलसहशनयना)' होने चाहिएँ । 
उनके कोनें लाली लिए हुए (रक्तान्त) हो |” भोहे सुन्दर (सुश्र्‌वं) हों ।'' 
उनकी अँखे हरिण या भृूग के समान भोली-भाली होनी चाहिएँ ।* नाक 
उठी हुई (तुड गनासा) हो |” दाँत गोक्षीर के समान पाण्डुवर्ण के तथा 





कोटिकर्णावदान, पू० ८। 
रुद्रायशावदान, पु० ४७४। 
रुद्रायशावदान, पृ० ४७४। 
कुरयालावदान, पु० २६७। 
मेत्रकन्यकावदान, पु० ५०४। 
शाह लकशरविदान, पृ० ४११॥ 
वही, पु० ४१२१ 

वही, पृ० ४११। 
सुधनकुमारावदान, पु० रछद । 
« शादू लकराविदान, पृु० ४११। 
* सुधनकुमारावदान, पृ० रद८ । 
* शादू लकर्खावदान, पु० ४१ 9। 
* सुधनकुमारावदान, पृ० र८८ । 


| 


दी ही. छ की रद & कए ६७ ५ 


८9. >७छ छ 5 
न्देए0 ३ “७ ० 


दिव्यावदान;में संस्कृति,का स्वरूप | ७६ 


समान शिखरों से युक्त स्तिग्व आभा वाले हों । अधरोष्ठ विद्रम, मणि, रत्न 
एवं विम्वाफल के सदृश हों ।। उसका मुख कमल पलाग सदुश भास्वरित 
अघर किशलयों से युक्त होना चाहिए ।' गण्डपार्व सुदृढ़ एवं परिपूरों हो ।* 
मुख मंडल स्वच्छ (विमल) चन्द्रमा के समान हो ।* ग्रीवा मृग के समान 
होनी चाहिए ।* हाथ लम्बे होने चाहिएँ” तथा मेंगुलियाँ कमल के संहृश 
सहित और कान्तिमान्‌ नखो वाली । स्तन कनक कलशाकार, कछुए की पीठ 
की तरह मोटे और उठे हुए, पुष्ट (कठोर) अर्ध वृत्ताकार और परस्पर सटे 
हुए (संहत) होने चाहिएँ ।* पेट पतला (क्षामोदरी) हो और उसमे गभीर 
त्रिवलि रेखाएं हो ।” उसे मृगोदरी होना चाहिए । वह कमर के पतली 
होने के कारण कनक कलशाकार पृथु-पयोधर-भार से अवनमित मध्य भागों 
वाली हो ।'' जघन “रथाड गसंस्थित” होना चाहिए ।** जाँघे कदली के तने 
के सदृश या हाथी की सूड़ की तरह हो। “मृगजधा” भी यहाँ स्त्रियों के 
प्रशस्त गुणों मे परिगणित है।" कद मभझला हो, न अधिक लम्बा और न 
ठिगना ।** उसकी चाल मन्द और विलासयुक्त होनी चाहिए ।* 





शादू लकणवदान, पूृ० ४११॥ 
सुधनकुमारावदान, पु० २८८ । 
मेन्रकन्यकावदान, पु० ५०४ । 
सुधनकुमारावदान, पृ० र८८ । 
वही, पृ० २८८ । 

शादू लकराविदान, पु० ४११ ॥। 
सुधनकुमारावदान, पूृ० र८८ । 
शादूं लकर्णविदान, पृ० ४११॥। 
सुघधनकुमारावदान पृ० रृ८८ । 
-« वही, पु० रृ८द८ । 

« शादूं लकर्णावदान, पु० ४११॥ 
. सेन्रकन्यकावदान, पु० ५०४। 
« सुधनकुमारावदान, पु० र८८ । 
वही, पृ०, र८८ 

« शाइलकर्णावदान, प० ४१११ 
१६. वही, 

१७. मे 


झ ढू दूत खुद है कण 4० ४० 


नर नाच 0 0 “9 “0 
व ० 6 ० 0 ७ ० /2? 


८४० | दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


सुधन कुमार मनोहरा किननरी को अठारह स्त्री लक्षणों से समेलंकृत 
देखता हैं । 


इस प्रकार पत्नी को शारीरिक एवं नेतिक गुणों से अलंकृत होना 
चाहिए । 

दुष्टा पत्नी के ताडन एवं उसके परित्याग के भी उदाहरण श्राप्त होते 
हैं। ““बूडापक्षावदान” मे कहा गया है कि ब्राह्मण के बारह पुत्र अपनी-अपनी 
दुष्ट पत्नियो की पिटाई भली-भाँति करते है ।* राजा अशोक को यह ज्ञात 
होते पर कि कुणाल का नेत्र निष्कासन कर्म तिष्यरक्षिता-प्रयुक्त है, वह 
कहते हैं-- 


“त्यजाम्यहूं त्वामतिपापकारिणी-- 
मघसंयुक्‍ता श्षियसात्मवानिव ॥* 


[ग] मातृत्व 


नारी के पत्नीत्व का पुरंतम सार्थक्य उसके मातृत्व की गौरवमयी 
परिणति मे ही निहित है। बिना मातृ-पद को प्राप्त किये नारी की जीवन- 
यात्रा अधूरी रह जाती है। मातृत्व के इस गौरव के कारण ही स्त्री का 
एक नाम “प्रजावती” भी था । वर और वधू का चुनाव ऐसे सुयोग्य पुत्र की 
प्राप्ति के उद्दे इय से किया जाता था, जो माता-पिता के सद्युणों का कान्‍्त 
संमिश्रण हो । अनुरूप पत्नी से पुत्र लाभ चरम आनन्द की वस्तु थी। 
इसीलिए मातग-राज त्रिशकु अपने पुत्र शांदू लकश के लिए शीलवती, 
रूपवती, प्रतिरूपा और प्रजावती कन्या को पत्नयर्थ दूढता है ।" 


पत्नी का वन्‍्ण्यात्व पति के लिए अपार वेदना का कारण होता था ।* 
राजाओ के अपुत्र होने पर उन्हे राजवंशसमुच्छिन्न हो जाने की चिन्ता 





- सुधनकुमारावदान, पू० रृ८८ * 

चूडापक्षावदान, पृु० ४३५ । 

कफणालावदान, पृ० २७० । 
शादू लकर्णावदान, पु० ३१६ ॥ 

वही, पृ० ३१३८ । 

« संत्रेयावदान, पु० ३५ | 


हू हू हू हुए दूए ८० 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | ८१ 


अत्यन्त बाधित किया करती थी। अनेक प्रकार के घन-घान्य-संपन्‍न होने पर 
भी एक पुत्र का न होना अपार दुःख का कारण होता था। राजा प्रणाद इसी 
चिन्ता से ग्रस्त था-- 


“झने कधनसमुदितो5हमपुत्रश्च। समात्ययादू राजवंशससुच्छेदों मविष्यति'॥* 


सन्‍्तान प्राप्त्यर्थ मनुष्य अनेक प्रकार के देवाराधन किया करते थे।* 

पत्नी के गर्भवती होने पर पति के हर की सीमा नहीं रहती थी। 
गृहपति बलसेन, पत्नी को आपच्नसत्त्वा जान कर अपनी प्रसन्नता को इस 
. प्रकार अभिव्यक्त करता है-- 


“ग्रप्पेवाहूं चिरकालामिलपितं पुत्रमुखं पश्येयस््‌ । जातो में स्थान्नावजातः । 
कृत्यानि मे कुर्वीत | भूत: प्रतिविभुयात्‌ । दायाद्य' प्रतिपद्येत । कुलवंशो मे 
चिरस्थितिको भविष्यति 


गर्भिणी स्त्रियों के आहार-विहार में विशेष सावधानी रखी जाती थी। 
उन्हें वैद्यो दवारा निदिष्ट ऐसे आहार दिये जाते थे, जो अति तिक्त, अम्ल, 
लवण, मधुर, कठु एव कषाय न होते थे । गर्भ परिपुष्टि काल परयेन्त वे 
किचिदपि अमनोज्ञ शब्द-अवण नही करती थी । वे एक मंच (खाट) से 
- दूसरे मंच पर पीठ के सहारे जाती थी । जमीन पर पैर रख कर नही 
चलती थी 


वृद्धयुवति (दाई) का अस्तित्व तत्कालीन प्रसव-विज्ञान की प्रगति का 
आभास कराता है । इन का कार्य प्रसव-काल उपस्थित होने पर बच्चे को 
सुव्यवस्थित ढंग से उत्पन्न कराना होता था, तथा ये उस के जीवित रहने के 
लिए कुछ उपाय का भी निर्देश करती थी । श्रावस्ती के एक ब्राह्मण की 
संतान जीवित नही रहती थी । अत. वह प्रसव काल उपस्थित होने पर एक 


१. मंत्रेयावदान, पृ० ३५१ 

२ कोटिकर्णावदान, पृ० १ ॥, सुधनकुमारावदान, पुृ० २८६ । 
मंत्रकन्यकावदान, प्‌ ४८३ । 

३. वही, पु० १। 

४. वही, पृ० १ ॥, सुधनकुसारावदान, पृ० २८६ ॥ 
माकन्दिकावदान, पूृ० ४५२ 


८२ | विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


वृद्धयुवति को बुलाता है, जो बच्चे को उत्पन्त कराती है, और पुत्र उत्पन्न 
होने पर कहती है--- 


“हम दारक चतुर्महापये घारय । य॑ कंचित्‌ पृश्यसि ब्राह्मण वा अमर 
'घा, स वक्तव्य/--श्रयं दारकः पादाभिवन्द्न करोत्तीति । श्रस्त॑ गते आ्रावित्ये 
यदि जीवति, गृहीत्वा श्रागच्छ। श्रथ काल फरोति, तत्न वारोपयितव्य:” । 


।. बच्चे के उत्पन्न होने पर वृद्धयुवति सर्व-प्रथम उस को स्नान कराती थी । 
तत्पदचात्‌ शुक्ल वस्त्र दूवारा वेष्टित कर उस के मुख को नवनीत से पूर्ण 
कर देती थी । 


“दिव्यावदान” में घात्रियो का भी उल्लेख प्राप्त होता है, जो बच्चों 
का पालन-पोषण सम्यक्‌ रूपेणा करती थी । इन की देख रेख में बच्चे 
सरोवरावस्थित पकज के समान शीघ्र ही विकास को प्राप्त करते थे ।* ये 
धात्रियाँ चार प्रकार की होती थी । 


(१) अड कधात्री' या अंसधान्नी---जो वच्चे के अग प्रत्यग को दबात्ती थी। 


(२) मलघातन्नरी' --जो बच्चे को नहलाती थी तथा उस के कपड़ों से 
मल साफ करती थी । 


(३) स्तनधात्री" या क्षीरधात्री---जो बच्चे को दूध पिलाती थी । 





१. छब्ूडापक्षावदान, पु० ४२७ । 

२. कोटिकर्णाबदान, पृ० २॥, मेंत्रेयावदान, पु० ३५ ॥।, सुप्रियावदान 
पृ० ६३ ।, सघनकुसमारावदान, पु० २८७ ), रुपावत्यवदान, पृू० ३९० । 
मेत्रकन्यकावदान, पृ० ४८५ ॥ 

३. खरापावत्यवदान, प० ३१०। 

४. कोटिकर्णावदान, पृ० २॥, मंत्रेयावदान, पुृ० ३४५ ॥ सुप्रियावदान, 
पृ० ६३। सुधनकुमारावदान, पृ० २८७ । * 

५. वही, पृ० २ ॥, वही, पु० ३५ ॥ वही, पु० ६३ 0 चही, पृ० र८७ । 
रूपावत्यवदान, पु० ३१० । 

६. रूपावत्यवदान, पृ० ३१०॥ 

७ कोटिकर्णाबदान, पृ० २ ॥, मंत्रेयावदान, पूृ० ३५ ७ सुप्रियावदान, 
पु० ६३, भुघनकप्राराबदान प० २८७॥। रब 


विव्यावदान से संस्कृति का स्वरूप | ८ई 


(४) क्रीडापणिका' या क्रीडनिका--जो वच्चों को अनेकों खेल 
खिलाती थी । 


इन चार प्रकार की धात्रियो का वर्णान “रूपावत्यवदान” मे इन शब्दों 
में प्राप्त होता है--- 


“अडकधात्री त्युच्यते या दारकमड्केन परिकर्षयति, अड्गप्रत्यडगानि ते 
संस्थापयति । मलघात्रीत्युच्यते या दारक॑ स्नपयति, चीवरकान्मलं प्रपातयति । 
स्तन्यधाह्युच्यते या दारक॑ स्तन्‍्यं पाययति ॥ क्रीडापनिकाधान्युच्यते यानि तानि 
दारकाणां दक्षकाणां तरुणकाना क्रोडापनिकानि भवन्ति ॥* 


प्रसुता स्त्री “जनिका” “कहलाती थी ।* 


माता के प्रति पृत्रो का स्नेह और आदर भाव दिखाई पड़ता है । कुणाल 
हमे उस आदर्श पुत्र के रूप मे दिखाई पड़ता है जो विमाता के प्रति भी अपनी 
सगी माता का सा व्यवहार करता है । 


नारी के प्रति दृष्टिकोण . , 
[१] दोष 


समाज मे नारियो को अतिहीन हृष्टि से देखा गया है। “माकन्दिकावदान 
में परित्राजक माकन्दिक के दुवारा रूपोपपन्ना वस्त्रालड कार-विभूषिता 
अपनी कन्या अनुपमा को भगवात्र बुद्ध के लिये प्रदान किये जाने पर, भगवान्‌ 
बुद्ध उस से कहते हैं--'हे ब्राह्मण तृष्णा, असन्तोष, और काम-विकार देख 
कर स्त्रियो की सगति मुझे अच्छी नहीं लगती ।” वे उसके शरीर को 


रद, 9 


“मूत्रपुरीषपूर्ण ” बतलाते है और कहते है कि प्राज्ञपी ऐसे अशुचि पदार्थों से 
पूर्ण शरीर का स्पशे पैरो से भी नही करते ।" 


सिने 


१. रूपावत्यवदान, प० ३१०। 
कोटिकर्णावदान, पृ० २॥, मेत्रेयावदान, पृु० ३५॥, स्‌ प्रिया०, पृ० ६३ । 
स्‌ घन०, पू० २८०७ । 

३. रुपावत्यवदान, पृ० ३१० ॥ 
धर्मरुच्परवदान, पृ० १४६ | 

५. साकन्दिकावदान, पृ० ४४ । 


पंड | विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


* ' स्त्रियों के दुगु णो के अन्य उदाहरण भी प्राप्त होते हैं । बैदिक-काल, 
रामायण एवं महाभारत काल तक पति-पत्नी दोनो का अपनी-अपनी अनर्गल 
अनियन्त्रित भोग-प्रवृत्तियों को आत्मसात कर आत्मसंयम एवं आात्मत्याग के 
कुशलानुष्ठान नेरन्तर्य द्वारा आध्यात्मिक प्रगति की प्रवृत्ति के उदात्त 
हष्टान्त उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार उनका पारस्परिक पृत संबन्ध 
सामाजिक उत्तरदायित्वों के वहन करने का एक प्रतिज्ञा रूप था, जहाँ 
वासना के दंश का लेश तक न था । किन्तु बौद्ध-काल में आ कर यह भावना 
लुप्त हो गई और उनका संबन्ध केवल यौन मात्र सीमित रह गया । 


स्त्रियों का हृदय काम के अधीन रहता है ।* “धर्मरुच्यवदान” में किसी 
महाश्रेष्ठी के धनार्थ देशान्तरगमन करने पर जब वह बहुत दिनी तक 
नही लौटता, तो उसकी पत्नी काम सन्‍्ताप से क्लेशित हो अपने वयस्क पुत्र 
के साथ प्रच्छुन्त रूप से एक वृद्धा के घर चिरकाल तक रति-क्रीडा करती है । 
किन्तु इस भेद के ज्ञात होने १र वह दारक विमूढ एवं विहवलचित्त हो भूमि 
पर विमृछित हो जाता है । तदनन्तर उसकी माता जलघट-परिषेक दुवारा 
अवसिक्त कर सचेत होने पर, बहुविध अनुनय वचनो दुवारा उसे पुनः पातक 
असद्धर्म में प्रवृत्त करती है । कालान्तर मे श्रष्ठी के आने पर अपने: पुत्र को 
उसका वध कर डालने के नृशंस कार्य के लिये प्रेरित करती है ।* 


भोगों का निरन्तर आस्वादन उनमे आसक्ति का कारण होता है ॥ 
स्त्रियाँ अस्थिर चित्त वाली होती है । यही कारण है कि इसके बाद वह दुप्टा 
पुनः एक श्रेष्ठि-पुत्र के प्रति प्रच्छन्‍्न रूप से असद्धर्म में अनुरक्त चित्त वाली 
होती है । “रामायण” मे भी स्त्रियों को अस्थिर चित्त वाली कहा गया 
है ।' 

इस युग मे नारी सार्वजनिक उपयोग की वस्तु मानी गई । इस 
अवदान मे पुत्र को विषाद करने से रोकती हुई उसकी माँ स्त्रियों को पथ- 


१. “असातमन्त जातक” में भी कहा गया है कि स्त्रियों के काम-बेकल्य 
में संयम, सर्यादा, एवं सन्तुष्टि की सोमा का बॉध ढह जाता है “बेला 
तासं न विज्जति ।” 

२. धर्मेसुच्यवदान, पुण १५६ । 

३. “अनित्यहदया हि ता ” २१ ३६ । २०-२३ 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | ८५ 


सहश और तीथे के समाच बतलाती है | इस प्रकार स्त्री को ऐश आराम 
की वस्तु समझना या उसे एक खिलौना समझ कर जीवन भर उसके साथः 
खिलवाड़ करना मावव की वर्बेरता का स्पष्ट परिचायक है। 


स्त्रियो की जघन्यता के अनेक स्थल प्राप्त होते हैं । स्त्री की चारित्रिक 
हीनता यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि वह अपने पुत्र तक से प्रशाय याचना 
करने मे नही हिचकती थी । “कुणालावदान” में अशोक-पत्नी तिष्यरक्षिता 
सपत्नी-पुत्र कुणाल से प्रणय याचना करती है । वह कहती है--- 


#दृष्ट्चा तवेदं नयनाभिरामं, 
श्रीमद्वपुर्नेत्रयुण च कान्तस्‌ । 
दंदह्मते मे हृदय समनन्‍्ता--- 
द्ावागरिनिना प्रज्वलतेव कक्षस्तु ॥ 8 


किन्तु कुणाल के इसका विरोध करने पर वह प्रणयत्तिरस्कृत तिष्यर- 
क्षिता क़द्ध हो अपना प्रतिशोध लेने के लिये कुणाल के दोनो नेत्र निकाल लेने 
का ऋर आदेश प्रेषित करती है ।* 


“चूडापक्षावदान से वृद्धावस्था के कारण नेत्र-ज्योति विहीन ब्राह्मण के 
बारह पुत्रो की स्त्रियाँ अपने-अपने स्वामियो की अनुपल्थिति मे परपुरुषों के 
साथ अवैध सबन्‍्ध स्थापित करती थी ।॥* 


एक दूसरे स्थान पर, पण्य ले कर महासमुद्रावतरण करने के लिये उद्यत 
एक ग्रृहपति के मन मे, अपनी पत्नी को प्रभूत कार्षापण प्रदान करने मे यह 
बात ख़टकती है कि “यद्यहमस्मे प्रभूतान्‌ कार्षापणान्‌ दास्यामि, परपुरुषैः साथ 
विहरिष्यति” जिससे वह अपने वयस्य श्रेष्ठी को कार्पापण दे जाता है और 
उससे कहता है “यदि मम पत्न्या भक्‍ताच्छादेन योगोद्वहन कुर्या: ”॥ 





१. पन्यासमो मातृग्रास: | येनेव हि यथा पिता गच्छति, प्रुन्नोषपि लेनेब 
गच्छति । न चासो पन्‍्या पृन्नस्यानुगच्छतो दोषकारको भवति, एवमेव 
मातृग्राम: । तीथेसमो5पि च मातृग्रासः । यत्नव हि तीर्थे पिता स्नाति, 
पुत्रोषपि तस्मिनु स्वाति, नच तीर्थ पुत्रस्य स्नायतो दोषफारकं मवति 
एवमेव मातृग्रामः ।” । पृ० १५८६ । 

२. कुणालावबदान, पृ० २६४॥। 

३. चुडापक्षावदान, पृ० ४३४। 


5५६ | विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


“माकन्दिकावदान' में सभी स्त्रियों को राक्षसी बतलाया गया है, “सर्वा 
एवं स्त्रियों राक्षस्थ:॥ 


स्त्रियों को आपस में फूट डालने वाली कहा गया है, “सुहृदभेदका: स्त्रियों 
भवन्तीति” । “पुणविदान” में भव गृहपति अपने पुत्रों को आदेश देता है कि 
मेरी मृत्यु के पदचातु तुम लोग अपनी-अपनी स्त्रियों के कथनानुसार कार्य न 
करना । इस सवन्ध मे वह इस तथ्य का निरूपण करता है-- ! 


“कृटुम्ब॑ भिद्यते स्त्रीसिर्वास्सिभिद्यन्ति कातरा :। 
दुर्न्य स्तो भिद्यते मन्त्र: प्रीतिभिद्यति लोभतः ॥' 


रामायण में भी स्त्रियों के अवग्रुण में “भेदकरा: स्त्रिय:” की 
चर्चा है ।' 


स्त्रियों का स्वभाव ईर्ष्यालु होता है--“ई्ष्याप्रकृतिर्मातृग्राम: ” । 
“माकन्दिकावदान” में अनुपमा अपनी सपत्नी व्यामावती के रन्ध्रान्वेषण में 
दत्त-चित्त रहती है। वह महाराज उदयन को व्यामावती के विरुद्ध उत्त जित 
करती है और अन्ततोगत्वा अपने पिता माकन्दिक से व्यामावती को मार 
डालने के लिये कहती है, जिससे वह उपाय द्वारा व्यामावती प्रमुख ५०० 
स्त्रियों को जला कर नष्ट कर देता है। यह प्रसग उस समय के सापत्नय भाव 
का स्पष्ट प्रदर्शन करता है । 


भगवान्‌ बुद्ध के “मृत्रपुरीपपूर्णा?” कहने पर अनुपमा अपनी इस निन्‍्दा को 
सुन क्राधित हो उठती है और राग का स्थान दवेष ग्रहण कर लेता है, जिसका 
परिणाम श्यामावती प्रमुख ५०० स्त्रियों का विनाश होता है । 


प्रशाय-याचना के ठुकरा दिये जाने पर तिष्यरक्षिता दुवारा प्रतिशोघ-रूप 
में कुणाल के दोनो नेत्रों का निकलवा लेना स्त्री की दवेप-बुद्धि को ही प्रकट 
करता है ।* 





साकन्दिकावदान, पू० ४५३ । 
पूर्राबदान, पृ० १७। 
रामायण ३॥ ४५॥ २६-३० 
४. कुणालाबदान, पृ० २६४ । 


न्प्ण ८ुएै व , 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | ८७ 


[२] गुर 


नारी के इन दोषो के अतिरिक्त उसके कुछ गुणों का भी बोध 
होता है । 


पत्नी, पति के साथ केवल सुख के दिनों मे ही नही रहती, वह उसके दुदिन 
में भी हाथ बटाने वाली सहचरी होती है । वह अपना जीवन पति-सेवा मे 
अपित कर देने मे गौरव समझती है । यही भारतीय ललना की निजी विशेषता 
रही है, जिसका पावन प्रकाश भारतीय-सस्क्ृति के उज्जवल स्वरूप को सदा 
प्रयोतित करता रहा है | कांचनमाला अपने पति कुणाल के “स्वय कृतानामिह 
कर्मणा फलमुपस्थितम्‌” कहने से शान्त रह जाती है और उन दुष्कर्म करने 
वालो के प्रति विद्रोह नहीं करती, अपितु अपने पति के साथ-साथ भिक्षा 
माँगती हुईं तक्षशिला से निकल पड़ती है, जी पति के श्रति उसकी 
ऐकान्तिक निष्ठा और सेवाभावना को व्यक्त करती है । 


पति के भोजनोपरान्त भोजन करना भारतीय नारी की मर्यादा रही है। 
गृहपति के द्वारा अपने भोजन का अंश प्रत्येक बुद्ध को दे दिये जाने पर, उसकी 
पत्नी विचार करती हैं--- 


“सम स्वासी न परिभुक्ते, कथमह परिभोक्ष्य इति” ।॥* 


स्त्रियाँ वेकार रहना उचित नही समझती थी। अतः वे किसी न किसी 
छोटे-छोटे उद्योग-बन्घे का सम्पादन करती थी, और इस प्रकार धनोपाजंन मे 
अपने स्वामी का हाथ वटाती थी । जज्योतिप्कावदान' मे चम्पा नगरी के एक 
ब्राह्मण की पत्नी ऐसा ही विचार करती है ।' 


विदुषी स्त्रियों में पञुच आवेशिक (परम्परानुगत स्वाभाविक) धर्म 
होते थे ।* 


१. कुणालावदान, पु० २६७ । 

२. सेण्डकावदान, पु० ८रे । 

३. “अ्रयं ब्राह्मणों यस्तेरुपायर्धनोपाजेन करोति । श्रहु भक्षयासि । न मस 
प्रतिरूपं यदहमकर्मिका तिष्ठेयसिति 7 पु० १७०। 

४ कोटिकर्णाबदान, पु० १॥ 


८८ | विव्यायदान में संस्कृति का स्वरूप 


(१) अनुरक्त एवं विरक्त पुरुष का ज्ञान । 

(२) काल एवं ऋतु का ज्ञान । 

(३) गर्भ-स्थापन (स्थिति) का ज्ञान । 

(४) जिस(व्यक्ति) से गर्भस्थिति होती है, उसका ज्ञान । 

(५) गर्भस्थ दारक-दारिका परिज्ञान । (गर्भ के दक्षिण कुक्षि का 
आश्रयण पुत्र एवं वाम कुक्षि का आश्रयण पुत्री होने का 
परिचायक है। ) 

| पर्दा-प्रथा 
राज-परिवार की महिलाएँ अन्तः पुरों मे रहती थी, वाहर जन समूह के 
मध्य नही निकलती थी । वे लज्जावती होती थी । रुद्रायण के, अपनी अन्तः 
पुरिकाओ से धर्म-अ्रवण के लिए कहने पर, वे कहती हैं-- 

“देव बयं ह्लीमन्त्यः। कथ्थ व ततन्न गत्वा धर्म श्यख॒ुमः । यद्यार्यो 

महाकात्यायन इहैवागत्य धर्म देशयेतु, एवं वयमपि श्वृण॒यास इति” ॥' 

एक अन्य स्थल पर प्रव्नज्या-१रहरा के अनन्तर रुद्रायग के राजगृह में 

भिक्षाचरणार्थ प्रविष्ट होने पर स्त्रियाँ उसे वातायनगवाक्षादिको से देखती हैं । 
वे बाहर नही निकलती । उन्हे “अन्तर्भवनविचारिणी” कहा गया है ।* 
रामायरा मे भी यह प्रथा दृष्टिगोचर होती है ।'* 





१. रुद्रायशावदान, पूृ० ४६४ । 
२. वही, पृ० ४७३ | 
रे या नवदाकक्‍या पुरा द्रष्ट' भृतराकाहगरपि। 
तामद्य सीता पश्यन्ति राजमा्गंगता जना: ॥7” . (६।१२५१७) 


परिच्छेद ८ 


नगर एवं प्रासाद 


तत्कालीन मनोरम एवं वैभवशाली नगर और प्रासादों का निर्माण यह 
स्पष्ट करता है कि उस काल मे स्थापत्य का समुचित विकास हो चुका था | 
प्रसिद्ध स्थपति देवपुत्र विश्वकर्मा का उल्लेख प्राप्त होता है । देवेन्द्र, शक्त 
उन से अनड गण ग्रहपति की सहायता करने के लिए कहते हैं । फलस्वरूप 
वह विशिष्ट प्रकार की नगर-शोभा एवं दिव्य मडलवाट (बगीचा) का निर्माण 
करते हैं ।' 


नगरो का विस्तार बहुत दूर-दूर तक होता था । कनकावती राजधानी 
पूर्व और पश्चिम से बारह योजन लम्बी एवं उत्तर और दक्षिण से सात 
योजन चौड़ी थी | राजा कनकवर्ण के राज्य मे अस्सी हजार नगर, अठारह 
करोड कुल, सत्तावन करोड ग्राम और साठ हजार कर्वेटक थे । इसी प्रकार 
भद्रशिला नगरी भी बारह योजन लम्बी और बारह योजन चौड़ी थी ।* 


ये नगरियाँ ऊँचे-ऊँचे प्राकारो (चहारदीवारियो) से घिरी रहती 
थी । एक वार भद्ग कर नगर मे भगवान्‌ बुद्ध के दशशनार्थ अपार जन-काय 
एक साथ ही निकलने लगा, जिस से अपार भीड़ हो जाने से उन के जाने में 
असुविधा होने लगी । फलतः वज्पारि यक्ष के द्वारा वजत्ञ फेक कर प्राकार 


भग्न कर दिये जाने की चर्चा है, जिस से कई सौ हजार प्राणी एक साथ ही 
निकल गये ।* 





ज्योतिष्काचदान, पृ० १७८ । 
कनकवर्णावदान, पृ० १८० । 
चन्द्रप्रभवो घिसत्त्वचर्यावदान पु० १६५ 
मेप्ठकगूहपतिविभूतिपरिच्छेद , पू० ८० । 


ब्द्‌ कण <ण ५० 


5० | विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


त्रार्यस्त्रद्द देवों का सुदर्शन नामक नगर ढाई सहस्न योजन लम्बा और 
ढाईं सहस्नत योजन चौडा वतलाया गया है। यह नगर दस सहत्न योजन वाले 
सात सुवर्शामय प्राकारों से घिरा हुआ था तथा ये प्राकारें ढाई योजन ऊंची 
बतलाई गई है । यह इस लोक के किसी नगर का वर्णन नही अपितु देव-लोक 
के एक नगर का वर्णन है !' 

नगरो मे प्रविष्ट होने के लिए कई द्वारा होते थे, जिनमें से एक मूल 
द्वार होता था । सूर्पारक नगर मे अठारह द्वारो के होने का उल्लेख है । 
साधारणतः चार हार होते थे, जो उच्च तोरण, गवाक्ष, वातायन, तथा 
वेदिकाओ से मडित रहते थे ।' 

नगरो मे उद्यान, प्रख्वण, तडाग एवं कूपोी का निर्माण देखने को प्राप्त 
होता है । उद्यान मे अनेको प्रकार के वृक्ष लगाये जाते थे और नाना प्रकार के 
पक्षि-गगण कूजन किया करते थे । ताल, तमाल, करशिकार, अशोक, तिलक, 
पुनाग, नागकेसर, चपंक, वकुल, पाटलादि पुष्पों से ाउछादित एवं कलर्विक, 
शुक, जारिका, कोकिल, मयूर, जीवजीवक आदि नानाविघ पक्षि-गण निकूजित 
भद्रशिला का वनपण्डोद्यान हठातु चित्त को अपनी ओर आक्ृष्ट कर लेता है । 
तत्रस्थ मणिग्र्भ राजोद्यान का मनोरम हब्य भी अवलोकनीय है । भद्रशिला 
राजधानी मे प्रस्फुटित पद्म, कुमुद, पृण्डरीक तथा रमणीय कमल-पुष्प-मंडित 
स्वादु, स्वच्छ एव शीतल जल परिपूर्ण तडाग, कूप एवं प्रद्धवण का भी 
नयवाभिराम दर्शन होता है ।" 

तीन प्रकार के उद्यानों का निर्माण कराया जाता था, जिन में ऋतुओं 
के अनुसार पुण्पादि वृक्ष लगे होते थे--. 

(१) हैमन्तिक 

(२) ग्रैष्मिक 

(३) वापिक 





सान्धातावदान, पु० १३६॥ 

पूर्णांददान, पृ० २७ । 

चन्द्रप्रभवोधिसत्त्वचर्याबदान, पृ० १६५ । 

बही, पृ० १६५। 

वही, पृ० १६५ ॥। 

कोटिकर्णावदान, पृ० २ ॥, सुधनकुमारावदान, पृ० २८७ । 


न्प्एण २ “०9 
+ + 


+ 


व दूव &६ 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | 8१ 


-“ इन नगरों में मार्गो की विशिष्ट योजना होती थी। मार्गों मे वीथी', 
पन्थलिका , रथ्या', चत्वर, श्वगाटक' आदि का उल्लेख प्राप्त होता है । 
चतुर्महापथ< का भी वर्णन है, जहाँ चार बड़े-बड़े रास्ते आ कर मिलते ये । 
भद्रशिला नगरी मे इन मार्गों पर चन्दनादि सुगन्धित पदार्थों से युक्त सुरभित 
समीर का प्रसार चतुदिक हो रहा था ।" 


किसी उत्सव या किसी के स्वागत में इन मार्गों की विद्येप सजावट की 
जाती थी । इसके लिए “मार्गशोभा/ छब्द प्रयुक्त होता था। इसी प्रकार 
नगर की सजावट के लिए “नगर शोभा” शब्द भी प्राप्त होता है। नगर एवं 
मार्गों की सजावट के लिए उन्हे कंकड, पत्थर वालुकादि से रहित कर चन्दन- 
वारि-सिक्‍त कर दिया जाता था । नगर में ध्वज-पताकाएँ फहराती थी। 
सुरभिधृप-घटिका रख दी जाती थी तथा नानाविध पुष्प विखेर दिये जाते थे ।*" 


हर वस्तु के लिए अलग-अलग स्थान नियत था। यदि किसी को भृतक 
(मजदूर) की आवश्यकता पडती थी, तो उसके लिए एक नियत स्थान था, जहाँ 


वे काम की खोज में बैठे मिलते थे । “सहसोद्गतावदान” में "“भृूतकवीथी” 
का उल्लेख है, जहां से लोग भृतको को ले जाया करते थे ।* 





१. स्वागतावदान, पृ० ११७ ।, ज्योतिष्कावदान, पु० १७१॥ 
चन्द्रप्रभ०, पृ० १६५॥ 

२. चुडापक्षावदान, पृ० ४२६ ॥। 

३. वही, पृ० ४३३॥ 

४. वही, पृ० ४३३ ॥, चन्द्रप्रभ०, पृ० १६५॥ 

५. चन्द्रत्रभ०, पृ० १६५॥। चुडापक्षावदान, पुृ० ४३३ ॥ 

६. चूडापक्षावदान, पु० ४२७। 

७. चन्द्रप्रम०, पू० १६५॥ 

८. चूडापक्षावदान, पूृ० ४४४ ॥। रुद्रायणावदान, ४६७,६८,६६,७२॥ 

5. रुद्राययावदान, पृ० ४६४, ७२। 

१०. सुधनकुमारावदान, पु० २८६-८७ ॥ ज्योतिष्कावदान, पृ० १७७ । 

११. सहसोदुगतावदान, पु० श्८८ । 


5२ | विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


“गृहस्योपरितल” या “उपरिप्रासादतल” यह प्रकट करता है कि 
मकान कई मजिलो का होता था । ग्रहों में निमु क्त वायु के आने-जाने के लिए 
गवाक्ष एवं वातायनादि होते थे । इन खिड़कियों का मुख सड़क की तरफ होता 
था| प्रत्वज्या-परहण के अनन्तर रुद्रायण के राजगृह मे भिक्षाचरणार्थ प्रविष्ट 
होने पर स्त्रियाँ उसे वातायन, गवाक्षादिकों से देखती है ड़ 


राजघरानों एवं समृद्धिशाली व्यक्तियों के यहाँ ऋतुओ के अनुसार तीन 
प्रकार के गृहों का उल्लेख प्राप्त होता है --- 


(१) हैमन्तिक--हेमनत और शिशिर ऋतु के उपयुक्त ग्रह 

(२) भ्रष्मिक--वसन्त और भ्रीष्म ऋतु के उपयुक्त गृह 

(३) वाधिक--- वर्षा और शरद्‌ ऋतु के उपयुक्त गृह 

गृहो मे आँगन भी होते थे । मातंगदारिका प्रकृति की माँ गृह में ऑगन 


के बीच गोबर का लेप देकर आनन्द के चित्त को आतक्षिप्त करने के लिए मंत्रों 
का उच्घारण करती है ।* 


ग्ृहो में अनेक आगारो, शालाओं एवं कक्षादिकों का उल्लेख हुआ है--- 
(१) कोष्ठागार-समान एकत्र कर रखने का स्थान । 
(२) कूटागार'--घर की छत के ऊपर का कमरा | 


(३) भाण्डागार---घर की वस्तुओ और वर्तव आदि के रखने का 
कमरा । 


रुद्रायशावदान, पृ० ४७१। 

« कोटिकर्णावदान, पृ० २। ज्योतिष्कावदान, पृ० १७२ । 
« राद्रायणावदान, पृ० ४७३ । 

कोटिकर्णावदान, पृ० २ ॥, साकन्दिकायदान, पुृ० ४५२॥। 
« शाह लकर्णावदान, पृ० ३१४ । 

« रुद्रायशावदान, पृ० ४७४ | 

वही, पु० ४७४ । 

- अ्रशोकाचदान, पृ० २७६ । 


ही &छ 0 हद &€ 4४.0 “० 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | ४३ 


(४) पानागारा---जहाँ लोग मद्यादि पानो का सेवन करते थे । 


(५) शोकागार--जहाँ मनुष्य शोक युक्त हो निवास करता था । 
- - (६) स्वानशाला--स्वान-ग्रह । 


(७) दानशाला--दान देने का स्थान । 


(८) उपस्थानशाला--लोगों के एकत्र होने का वह स्थल जहाँ उन्हें 
कोई उपदेश या आदेश दिया जाता था । 


(४) कुलोपकरण शाला*---कक्ष-विशेष । 


(१०) शुल्क शाला"--जहाँ व्यापार की वस्तुओं पर शुल्क-ग्रहरा किया 
जाता था | 


(११) यान शाला--विशिन्न यानों के रखने का स्थान | 

(१२) लेख शाला--विद्या प्राप्त करने का स्थान। 

(१३) लिपिशाला'-.जहाँ वालक लिपि-शिक्षा अ्रहरा करता था । 
(१४) कुतूहल शाला - मनोविनोद करने का वडा कमरा । 

(१५) मन्दुरा" - घोडो के रहने का स्थान । 

(१६) महानस”-...रसोई घर । 


१. स्वागताबदान, पृ० १०५॥ 

२. ज्योतिष्काचदान, पु० १७७ | 

३. वीतशोकावदान, पु० २७२ । 

४. संत्रेयावदान, पु० ३६ । माकन्दिकावदान, पृ० ४६२ । 
५५१, सान्धातावदान, पृ० १२८ । 

६. मेण्डकग्रृहपतिविभुतिपिरिच्छेद, पु० ७८ । 
७. ज्योतिष्कावदान, पृ० १७०। 

८ कुणालाबदान, पु० २६७। 

€. स्वागताबदान, पु० १०६। 

१०. रूपावत्यचदान, पु० ३१० ॥ 

११. प्रातिहायंस्रन्न, पृ० ८६ । 

१२. चुडापक्षावदान, पु० ४४३॥ 
१३. वही, पृ० ३३५१ 


६४ | दिव्याववान में संस्कृति का स्वरूप 


(१७) यन्त्रगृह!--जहाँ लोगो को अपराध के दंड स्वरूप कष्ट मेलने के 
लिए डाल दिया जाता था । 
इन ग्रहों एवं शालाओं के अतिरिक्त हाट में दृकानें होती थीं, जहाँ विक्री 
की वस्तुएँ रखी जाती थी। दूकानों को “आवारी”” या “आपण” 
कहते थे । 


स्‍्तूपो का भी वुद्धकालीन भवनों में विज्येप स्थान है । 





१. पांशुप्रदानावदान, पु» २४० ।, माकन्दिकावदान, पृ० ४६० । 
२. पूर्णांवदान, पृ० १६,१७। 
हे. मंत्रकन्यकावदान, पृ० ४४६ ॥, भर्मरुच्यवदान, पु० १५७। 


परिच्छेद १० 
लोक-मान्यताएं ह 


[क] यक्ष 

यह प्रसिद्धि थी, कि जेतवन मे पाँच सौ नीले वस्त्र धारी यक्ष निवास करते 
हैं।' यक्ष-समिति मे खगपथ से जाते हुए महाराज वेश्ववण यक्ष के यान के 
रुक जाने का उल्लेख हे ।' भगवान्‌ बुद्ध के दशेन के लिए समस्त भद्ग कर 
निवासी जब एक साथ जाने लगे, तो उनकी सुविधा के लिए वज्जपारि] नामक 
यक्ष ने वज्र फेक कर प्राकार तोड दिया था ।* गोक्षीर्षचन्दन वन महेश्वर यक्ष 
द्वारा परिग्रहीत था। वहाँ पर पाँच सौ वरणिको को कुछठार धारण किये हुए 
देखकर वह ऋद्ध हो महान्‌ कालिकाबात छोड़ता है।* 


[ख] किन्नर 


५ 


सार्थवाह सुप्रिय बदरदवीप की यात्रा करते समय क्रमशः सौवर्ण, 
रूप्यमय, वेड्डयेमय तथा चतूर॒त्ननय किन्तर-नगरोी मे जाता है। वहाँ उसे 
किन्नर-कन्याएँ मिलती है, जो “अभिरूुपा”, “दर्शनीया”, “प्रासादिका”, 
चातुर्य-माधुयेसपन्ना”, “सर्वाड गप्रत्यड गोपेता”, “परमरूपाभिजाता” तथा 
हास-रमण-परिचरण-लृत्य-गीत-वादित्रकला विशारदा थी । वे उससे कहती हैं--- 

“एतु महासाथंवाहः । स्वागत सहासार्थवाह । अ्रस्माकमस्वामिनीनां 
स्वामी भव, अपतीनां पतिरलयनानां लयनो5्द्वीपानां दुवीपो5दइररखानां 
दरणोऊ5चन्राणानां त्राणोइपरायणानां परायण:॥""“** त्व॑ चास्माभिः साथ 
क्रीडस्व रकमस्व रिचारयस्व ।”' 





घर्मरुच्यवदान, पु० १४७ 
सुधतकुमारावदान, पृ० २६० | 
मेण्डकगृहपतिविभतिपरिच्छेद, पु० ८० ॥ 
प्रविदान, पृ० २५। 

सुप्रियावदान, पू० ७२-७३ १ 


४6,२०९ ४४ ८८७५ ०79 


8६ | विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


ब्रह्मसभा नाम की पुष्करिणी मे किन्नरराज द्वूम की पुत्री मनोहरा पाँच 
सौ किन्तरी परिवारों के साथ स्नान के लिए जाती थी । स्वान काल में मधुर 
गीत वादित ध्वनि होती थी ॥* 


इस प्रकार किन्नर एक ऐसी जाति थी, जो श्यांगारिक क्रीड़ाओं और 
गीतो में मस्त रहती थी । किन्नरियाँ शारीरिक सौन्दर्य मे अप्रतिम होती थी । 
मनोहरा किन्नरी को अष्टादश स्त्री-लक्षणों से समलकृत बतलाया गया है ।* 


[गि] भ्रप्सरा 


अप्पराएँ सौन्दर्य और विशिष्ट आकर्षणों की केन्द्र समझी जाती थी । 
मत्रकन्यक घू मत्ते हुए क्रमशः रमण, सदामत्तक, नन्‍्दन और ब्रह्मोत्तर नामक 
नगरो में जाते हैं, जहाँ कनकवर्ण विकसित कमल के समान चारु नेत्रो 
वाली, शब्द करने वाली विविध मरि-मेखला घारण करने के कारण भनन्‍्द 
विलास गतियो वाली, कनक-कलश्ाकार-पृथु-पयोधर भार से अवनमभित मध्य 
भागों वाली, कमल-पलाश सदृश भास्वरित अधर किशलयो वाली तथा अनेक 
आशभृषणों से अलंकृत अप्सराएँ उनका स्वागत करती हैं। वहाँ उन अप्सराओं 
के सविलास गमन, लीला युक्त हास, कटाक्ष और मधुर प्रलापों के साथ 
क्रीडा करते हुए उसे समय के व्यतीत होने का भान नही होता ॥* 


श्रोण कोटिकर्ण प्रेतनगर में एक पुरुष को सौन्दर्यशालिनी चार अप्सराओ 
के साथ क्रीड़ा करते हुए देखता है ।' अप्सराओ का सेवन दिव्य सुख कहा गया 


है ।' 
[घ] राक्षस 


ये समुद्र-तट के विवासी थे । इसका प्रधान निवास स्थान दक्षिण भारत 
का समुद्री किनारा और लंका दवीप था । रत्लदृवीप मे क्रोचकुमारिका नाम 





« सुधनकुसारावदान, पु० २८७ । 

« वही, पूृ० रण । 
मेत्रकन्‍्यकावदान, पू० ५०४,५०६॥ 
* कोडिकर्णावदान, पु० ५। 

« चही, पृ० ६,७ | 


#्ध ० दूण 0७ ०2७ 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | 6७- 


कीं राक्षसी स्त्रियों के निवास करने का उल्लेंख है ।' ताम्रद्वीप में भी राक्षसियों 
के वास करने की चर्चा है। 


राक्षमों की नर-मांस भक्षण के प्रति बर्बरों की सी प्रवृत्ति से यह 
निश्चय होता है कि यह एक घृरित, कुरूप एवं विक्ृृत जाति थी। ताम्रदवीप 
निवासिनी राक्षसियाँ पाँच सौ वरिशको को खा जाती हैं और राक्षसी सिंहल- 
भार्या से वे कहती है कि हम लोगों ने अपने-अपने स्वामियों को खा लिया, 
तुम भी अपने स्वामी को ले आओ अन्यथां हम सव तुम्ही को खा जाँयगी ।' 
राक्षसियों दवारा अन्तःपुर सहित सिहकेसरी राजा के भी खा लिए जाने का 
उल्लेख हुंआ है ।* 


- + राक्षस , स्वेच्छानुसार अपने रूपों को वदलते रहते हैं | जब राक्षसियाँ 
रूक्षसी सिहलभार्या से अपने स्वामी को ले आने के लिए कहती हैं, तो वह 
परमभीषरा रूप धारण कर धीरे-धीरे सार्थवाह सिंहल के आगे जाती है ।" 
राक्षसियाँ विक्ृत हाथ, पैर तथा नखों वाले अत्यन्त भैरव रूप का निर्माण 
कर॒ सिहकल्पा राजधानी मे अन्तः:पुर सहित राजा सिंहकेसरी का भक्षण करते 
जाती है ।' 


इसका रूप मनुष्य से भिन्न होता था तथा ये मायाविनी होती थी । 
राक्षसी सिंहलभार्या अतीव रूप यौवन सपन्न महासुन्दरी मानुषी स्त्री का रूप 
धारण कर एवं सिहल के सदृश अत्यन्त सुन्दर पुत्र का निर्माण कर और उस 
पुत्र को लिकर सिहकल्पा राजधानी मे जाती है ।* 


[छः] . अपशकुन 


धृमान्धकार, उल्कापात, दिशोदाह और अन्तरिक्ष मे देव-दुन्दुभि-ताद आदि 


« घूडापक्षावदान, पृ० ४र३८। 
« साकन्दिकावदान, पु० ४र२। 
साकन्दिकावदान, पु० ४५२ । 

- वहीं, पृ० ४५४ । 

« चही, पु० ४५१ । 

« वही, पु० डए४। 

« वही, पु० ४५३ ॥ 


छ मत ओ।ओटद ०६ ऋण 0 ७ 


ई८ | विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


किसी महापुरुष के विनाश सूचक माने जाते थे । रोद्राक्ष ब्राह्मण के राजा के 
शिरोयाचनार्थ गन्धमादन पर्वत से उतरने पर ऐसे ही अशिव निमित्तो का 
दर्दोन होता है, जिससे विश्वामित्र ऋषि यह अनुमान करता है कि निश्चय ही 
किसी महापुरुष का विनाश होगा ।' 


अभद्र एवं भयावह स्वप्न भी अनिष्ट के कारण समझे जाते थे ।* 
[च] धापिक-पअ्रन्धविश्वास 


समाज में धामिक अन्धविश्वास भी प्रचलित था । राजा घन एक भयानक 
स्वप्न का निवेदन अपने ब्राह्मण पुरोहित से करता है। बह स्वप्न को 
अनिष्टकारी बतलाकर राजा से तत्मशमनार्थ अनेक कायनिष्ठानों का निर्देश 
कर, अन्त में कहता है--“किन्तरवसया च धूपोदेय:” । जब राजा किन्नरमेद- 
प्राप्ति-दौलंम्य प्रकट करता है तो वह पुरोहित राजकुमार सुघन की एकमात्र 
प्रीतिकेन्द्र-भूता प्राणाधिक प्रिया किन्तरराजदुहिता मनोहरा को तद्‌ सम्पाद- 
नार्थ समुचित वतलाता है। किन्तु राजा के द्वारा इसका निषेघ किये जाने 
पर वह अनेक तर्को दवारा उनको अनुकूल करता है, जिससे राजा धन वैसा 
ही करने को तत्पर हो जाते हैं ।' 


समाज मे ब्राह्मणों ने कितना आडम्बर फंला रखा था, यह उस समय 
ज्ञात होता है, जब ब्राह्मण पुरोहित राजा के अनिष्टकारक रप्न के 
प्रतिकारोपाय का एक विस्तृत वर्णन करता है--- 


“देव, उद्याने पुष्करिणी पुरुषप्रमाणिक्ा करतंच्या | ततः सुधया प्रलेप्तप्या 
सुसमुष्टां छत्वा क्ष्‌द्रमृगाणां रुधिरेश परयितव्या । ततो देवेन स्तानप्रयतेन तां 
पुष्करिणीमेकेन सोपानेनावतरितव्यसु, एकेनावतीर्य द्िवतीयेनोत्तरितव्यम, 
द्िवतीयेनोत्तीय तृतीयेनावतरितव्यम्॒ तृतीयेनावत्तीय चतुर्थेनोत्तरितव्यम्‌ । 
ततश्चतुमिर्बाह्मणर्वेदवेदाजभपा रगेर्देवस्प पादयोजिहवया निलेद्व्यम, 
किन्नरवसया च धूपो देयः | एवं देवो विधृतपापश्विरं राज्यं पालयिष्यत्तीति ।”* 


, चन्द्रप्रभवोधिसत्त्वचर्यावदान, पृ० १८८। 

« कुणालाददान, पृ० २६४ ।, सुधनकुमारावदान, पूृ० २६१ । 
« सुधनकुमारावदान, पृ० २६१। 

* वही, पृ० २६१॥ 


छू का शत ०७ 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | दैदे 


एक स्थल पर अन्तर्व॑तिनी ब्राह्मणी को सदा अतृप्त देख ब्राह्मण सोचता 
हैं कि इसे कोई रोग तो नहीं हो गया अथवा भृतग्रहादि का आवेश तो नही 
हुआ कि वा मरण लिंग प्रत्युपस्थित हुआ है । इस प्रकार उसकी शंका तथा 
भूततन्त्रविदों का अस्तित्व यह सिद्ध करता है कि लोगों का भूतप्रेतादि मे भी 
विश्वास था । 


[छा] भप्रवाद 


कल्पान्त में सप्त सूयंदिय की जनश्रुति लोगो मे प्रसिद्ध थी । रतनद्वीप से 
रत्नों का प्रहण कर वरश्िकजन जम्बुद्गीप की तरफ प्रत्याव्तेन करते समय 
तिमिगिल मत्स्य के उभय नेत्रों को दो सूर्यो के सदुश देखते हैं तथा यानपात्र 
(जहाज) को अतिवेग से उसके द्वारा अपहियमाण देखकर सोचते है-- 


“के भवन्तों यत्त्‌ तच्छ यतते सप्तादित्या: कल्पसंवर्तन्यां समुदागमिष्यन्तीति, 
तदेवेदानीं प्रोदिता स्युः! । 


यह भी प्रचलित था, कि जेतवन मे ५०० नीले वस्त्रधारी यक्ष निवास 
करते है । जब कोई ग्रहपति धर्मरुचि भिक्षु को अपने सर्व आहारो का भक्षण 
कर लेने पर भी अतृप्त देखता है, तो वह उसे उन्ही ५०० यक्षो में से एक 
समभत्ता है ।' 


उस समय यह प्रवाद प्रचलित था कि देव-याचन द्वारा पुत्र एवं पुत्री की 
प्राप्ति होती है । सन्तानप्राप्त्यर्थ शिव, वरुण, कुवेर, वासवादि तथा अन्य भी 
कई अनेक देवताओं की उपासना की जाती थी, जैसे---आरामदेवत्ता, वन- 
देवता, चत्वरदेवता, श्ड गाटकदेवता और वलिप्रतिग्राहिक देवता । परन्तु 
यह ठीक नही; क्योकि ऐसा होने पर तो चक्रवर्ती राजा के समान प्रत्येक को 
सहस्रो पुत्र होते । त्रिपुटी का संमुखीभाव ही गर्भावक्रान्ति मे कारण होता है । 
तीन के सघ को त्रिपुटी कहते है। इनके अन्तर्गत निम्न त्रय" की गणना की 
गई है-- 


धर्म रुच्यवदान, पृ० १४५॥ 

वही, पु० १४३ । 

वही, पु० १४७ । 

- कोटिकर्णावदान, पु० १ ।, सुधनकुमारावदान, पुृ० २८६१ 
*« वही, पृ० १॥ वही, पु० २८०६ ॥ 


6 & | <० ५० 


१८० | दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


[१] माता-पित्ता का परस्पर अनुरक्त एवं एकन्रित होना 
[२] माता का कल्या (निरोग) एवं ऋतुमती होना 
[३] गन्ध्व की प्रत्युपस्थिति 

[ज] निमित्त 


समाज में ऐसे व्यक्ति भी रहते थे, जो शुभाशुभ निमित्तों द्वारा तदनुरूप 
फलाफलो का विवेचन भी सम्यक्‌ प्रकारेश करते थे । ऐसे व्यक्ति “नैमित्तिक” 
द्वारा अभिहित किये जाते थे। बोध ग्रहपति की पत्नी के आपभ्नसत्त्वा होने 
पर अनेक अनर्थ प्रकट होने लगते हू। बोघ ग्रहपति नैमित्तिकों को बुलाकर 
अनर्थ का कारण पूछता है ।' 


/ “पांशुप्रदानावदान” मे नैमित्तिक ब्राह्मण की कन्या के भविष्य के बारे में 
बताते है कि इस दारिका का पति कोई राजा होगा तथा यह दो पुन्न रत्नो को 
जन्म देगी, जिनमे से एक चक्रवर्ती राजा होगा और दूसरा प्रत्नजित होकर 
सिद्धन्नत संन्‍्यासी ।* 


समाज मे लक्षणज्ञ, न॑मित्तिक, भृम्यन्तरिक्षमंत्र-कुशल ब्राह्मणों का भी 
अस्तित्व था। राजा कनकवर्ण के नक्षत्र विषम हो जाने पर ऐसे ही ब्राह्मण' 
उनके पास आते है, जो यह सूचित करते हैं कि बारह वर्ष तक अनावृष्टि 
रहेगी । इस प्रकार निमित्तों के सर्वातिशायी प्रभाव मे तत्कालीन समाज नी 
अटल आस्था थी । 


स्वप्नो के फल में भी सार्वजनीन विश्वास था । इनसे भावी घटनाओं की 
पूवे-सूचना प्राप्त होती थी। राजा अज्योक स्वप्न मे कुणाल के नेत्नो को 
त्िकालने के इच्छुक दो गीधो को देखते है; दीर्घ केश, नख, इ्मश्रु धारण किए 
हुए कुणाल को नगर मे प्रविष्ट होते देखते हैं तथा दाँतो का गिरना देखते है, 
जिससे वह भयत्रस्त हो रात्रि के समाप्त होते ही नेमित्तिकों को बुलाकर इन 
स्वप्नो के विपाक (फल) के बारे मे पूछते हैं ।* 





स्वागतावदान, पृ० १०४१ 
पांशुप्रदानावदान, पृ० २३२। 
क्नववर्णावदान, प० १७१। 
कुणालावदान, पृ० २६४। ४ 


#६ कक ८० ७ 


दिव्यावदान सें संस्कृति का स्वरूप | १०१ 


राजा चन्द्रप्रभ के विनाश की सूचना देने वाले स्वप्नों को उनके अमात्य 

गण देखते है । महाचन्द्र अग्रामात्य यह स्वप्न देखता है कि धूमवर्ण पिशाच 

ने राजा चन्द्रप्रभ का सिर अलग कर दिया। महीधर नामक अग्रामात्य राजा 

चन्द्रप्रभ के सर्व रत्तमय पोत के शतशः विदीर्ण होने का स्वप्त देखता है, 

तथा उनके साढ़े छः हजार अमात्य भी अनिष्टकारी स्वप्न देखते है, जिससे वे 
सभी भयनत्रस्त हो कहते है--- 


“सा हैव राज़बचन्द्रप्रभ्थ महापृथिवीपालस्थ सेत्नात्मकस्य कारुखिकस्य 
सत््ववत्सलस्थानित्यतावलसागच्छेतु, सा हैव श्रस्माक॑देवेन सार्थ नानाभावों 
भ्रविष्यति विनाभावो विप्रयोगः, मा हैव श्रन्नाणो5परित्राणो जस्‍्बुदुबीपो 
भविष्यतीति ।”' 


राजा धन यह स्वप्न देखते है कि कोई गीध आकर, उनके पेट को 
विदीरण कर, उनकी आऑतो को निकालकर और उन आँतो से उस नगर को 
वेष्टित कर देता है तथा घर मे सात रत्नों को आते हुए देखते है ।* 


[भा] श्रनायें कर्म 


सत्री-वध अनायें क्रमों मे परिगणित था । मशोक को तिष्यरक्षिता द्वार्रा 
कुणाल के नेत्र मिकलवाये जाने की यथार्थ बात ज्ञात होने पर, जब वह- 
उसको अनेक प्रकार के दण्ड देने की बात कहते हैं, तो उस समय कुणाल 
- राजा अशोक से इसका निषेध करता है-- 


* अ्रनायेकर्मा यदि तिष्यरक्षिता 
त्वमायकर्मा भव सा वध स्नियस्‌ । 


3॥९ऐ 


समाज मे स्त्री-वध अति निक्ृष्ट समझा जाता था तथा स्त्री-घातक के 
साथ लोग अभाषणादि भी नही करते थे। एक स्थल पर मातुल ग्रहपति 
सुभद्र से कहता है कि यदि तुम ज्योतिष्क कुमार को राजकुल से ले आते हो, 
तभी कुशल है अन्यथा हम लोग सर्वत्र ऐसी घोषणा करेगे कि-- 


१. चसद्धप्रभवोषितत्तवचर्यावदान, पृ० १६७-१६८॥ 
२. सुधनकुमारावदान, पृ० २८६१॥ 
३. कुणालाचदान, पु० २७० । 


१०२ | विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


“अग्रस्माक॑भगिनी सुभद्रे रा गृहपतिना प्रधातिता । स्त्रीधातकोड्यम्‌ ॥ न 
केनचिदाभाषितव्यमिति” ॥* 


स्त्री-घातक को जाति से वहिष्कृत कर दिया जाता था तथा राजा भी 
उसको कुछ दण्डादि देते थे । इसी से मातुल ग्रहपति सुभद्र को जाति से 
मिकाल देने तथा राजकुल अनर्थ कराने की घमकी देता है ।* 


“रामायण” मे स्त्रियों को अवध्या घोषित किया गया है। * तथा यह 
भी कहा कहा गया है कि महात्मा लोग स्त्रियों के प्रत्ति कोई ऋर व्यवहार 
नही करते थे ।* 


अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए प्राणी गर्भस्थ सत्त्व की निर्मम हत्या [अर ण- 
हत्या] जैसा निन्दित कर्म भी करता था और और ऐसा करने में वह अपनी 
पत्नी तक का वध कर डालता था। भूरिक के यह कहने पर कि यह गर्भस्थ 
सत्त्व मन्दभाग्य है और उत्पन्न होते ही कुल को विनप्ट कर देगा गृहपति 
सुभद्र उसे सर्वथा त्याज्य समझता है। अतएवं उसे नष्ट करने के लिए वह 
भेपज्य देना प्रारम्भ करता है । फिर वह अपनी पत्नी के वाम कुक्षि का मर्दन 
करता है, जिससे वह गर्भ दक्षिण कुक्षि मे चला जाता है और दक्षिण कुक्षि 
का मर्दन करने पर वह पुन. वाम कुक्षि मे चला जाता है । अन्त में, वह अपनी 
पत्नी को अरण्य मे ले जा कर इतना मारता है कि उसकी मृत्यु हो 
जाती है ।" 


पाणिनि ने भी “अष्टाध्यायी” में श्रौणहत्य आदि महापातकों का उल्लेख 
किया है । 


5 । 





ज्योतिष्कावदान, पृ० १६८॥। 

वही, पु० १६८ ॥ 

रामायण, २,७९६, ३७१ 

रामायण--“न हि स्त्रीषु महात्मान : क़ूचितू वेंन्तिदारणसू” 
[४,३३,३६ ] 

ज्योतिष्कावदान, पृ० १६२--१६३. । 

अष्टाध्यायो---६,४, १७४ ॥ 


हर यश दुए यू 


टू 


परिच्छेद ११ 


उदात्त-भावनाएँ 


[क] त्याग 


मानव के लिए जीवन की प्रेरणा देने वाले सत्य का प्रयोजन न राज्य 
है, न स्वर्ग है, व भोग है, न इन्द्रपद है, न ब्रह्म और न चक्रवर्ती राजाओं का 
विजय; अपितु उसका एक मात्र लक्ष्य तो यही है कि मानव को सम्यक सम्बोधि 
प्राप्त हो, जिससे वह इन्द्रियासक्तो को भात्मनिग्रहार्थ प्रेरित करे, अशास्तों को 
शान्ति प्रदान करे, नानाविवदुःखसवलित संसार-सागरानुविद्ध मनुष्यों का 
उद्धार करे, बन्धन-युक्त मनुष्यों को निमु क्त करे, अनाइ्वस्तो को आइवस्त करे 
और उद्विग्नगों को सुखी करे। राजा चन्द्रप्रभ ने इन्ही विचारो को व्यक्त 
किया है ।' 


दूसरों की प्राण-रक्षा के निमित्त स्वात्मत्याग के अनेक उदाहरण प्राप्त 
होते हैं। एक नवप्रसूता क्ष्‌ त्लामपरीता स्त्री एव उस के नवजात वालक की 
रक्षा के लिए कोई अन्य उपाय न देख रूपावती ने अपने दोनों स्तन शस्त्र द्वारा 
काट कर उस स्त्री को दे दिये ।' 


इसी अवदान में जब ब्रह्मप्रभ माणवक वन में जीव-कल्याणा तप करता 
रहता है, एक ग्रुविणी व्यात्नी उसकी कुटी के पास शरण लेती है और 
प्रसवोपरानत वह अपने दोनो बच्चो को खाना चाहती है, तो ब्रह्मप्रभ स्वशरीरा- 
पंण द्वारा उनकी रक्षा करता है ।* 





१. चन्द्रप्रभोधिसर्वचयविदान, पृ० २०२। 
२. रूपावत्यवदान, पूृ० ३०८ ॥ 
३. रूपावत्यवदान, पृु० ३११ ॥ 


१०४ | दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरुप 


ये त्याग के उदाहरण प्रयोजन निप्ठ न हो कर एक मात्र भुनदयाद्रवीभूत 
ही दिखलाई पड़ते है। इस रहस्य का उद्धाटठन इन बब्दों मे किया 
गया है--- 

“येनाहुं सत्येन सत्यवचनेन परित्यजामि, न राज्यार्थ, न नोगार्थ न बक्रार्थ 
न राजचक्रवतिविषयार्थ मू, अन्यत्र कथमहसनुत्तरा सम्यक्‌ू संवोधिमलिसंदुध्य 


श्रदान्ताव्‌ दमयेयस्‌, श्रतीर्रान्‌ तारपेयमू, श्रमुकतान्‌ू सोचयेयम्‌, श्रनाशवस्ताना- 
इवासयेयम्‌, श्रपरिनिव्‌ तानू परिनिवर्षियेयम्‌ । 


ये परित्याग वास्तविक होते थे । त्याग-फर्ता के मन मे, त्याग करते समग्र 
या त्याग करने के वाद किसी भी प्रकार का अन्यथाभाय या क्षोभ नहीं उत्पन्न 
होता था । रूपावती के त्याग के ग्रौरव ने आक्ृष्ट हो शक्त उसके 
पास त्याग-प्रयोजन की परीक्षा लेने आये। रूपावती कहती है कि मैने केवल 
भूतदु.ख निवारणार्थ ही अपने उभये स्तनों का परित्याग किया और यदि यह 
बात सत्य है तो मेरी स्त्रीन्द्रिय का अन्तर्घान होकर पुरुषेन्द्रिप प्रकट हो जाय । 
ऐसा कहते ही वह एक पुरुष हो गई और उसका नाम रूपावती से रुपावत 
कुमार हो गया ।' 
[ख| चारित्रिक बल 


विमाता की आसक्ति पर कुणाल की प्रतिक्रिया उसके चरित्र की 
>निर्मलता, मातृत्रेम सम्बन्धी उच्च-आदर्श एवं सम-दम-सयम के नैतिक पुष्टि 
की एक प्रणस्त परिचायिका है । इसकी उज्जवल ज्योति से ही तत्कालीन 
सामाजिक नेतिक जागरण का वोध होता है । प्रशय-निररदछ्ठत तिप्यरक्षिता 
की-- 
“अभिकामामभिगता यच्त्वं मेच्छसि सामिह। 
गा नचिरादेव दुवुद्ध उर्वथा न भविष्यसि ॥ 


हे 
है प्‌ 
मृत्यु भले हो हो जाय किन्तु मैं घर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला न होऊ । 


सज्जनो द्वारा धिकूकृत जीवन से मुझे कुछ प्रयोजन नहीं । 


इस धमकी को सुनकर भी कुणाल हृल रहता हैं और कहता है. मेरी 





१. रूपावत्यवदान, पु० २१२॥ 
२. चही, पृ० २३२०६१॥ 


| 


३. कुणालाबदान, पृ० २६२ । 


विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | १०५ 


५७ ; मानव में हृश्यमान चर्म-चक्षुओ से सर्वथा पृथक्‌ एक शमस्वरूपात्मक 
प्रज्ञा-चक्ष्‌, भी स्थित होता है। शम स्वरूपात्मक होने के कारण ही दो विभिन्न 
कार्य साथ ही साथ इसके द्वारा सम्पन्न होते है--एक तो अज्ञानान्धकार-शमन 

और दूसरा तदुष्वंसोत्यित-कल्याण । इस प्रज्ञा-चक्ष्‌ [ज्ञान-हष्टि] का उन्‍्मीलन 
होते ही मानव की निविड अज्ञानान्धकार-पु ज-रूपिणी भ्रामक असदु-हृष्टि का 
सर्वथा प्रणाश हो जाने से उसके चतुदिक एक शम-रूपिणी यथार्थेभुता निर्मला 

ज्योति प्रवाहित होने लगती है । 


दोनों चर्म चक्षुओं के उद्बृुत हो जाने पर कुणाल का प्रज्ञा-चक्षु खुल 
जाता है और वह सोचता है कि यद्यपि मेरे नेत्र अपहत कर लिए गए किन्तु 
मेरा प्रज्ञा-चक्षु विशुद्ध हो गया हे । 
[ग] परदारानु न वीक्षेत 


पराई स्त्री पर दृष्टिपात न करना, भारतीय-सस्कृृति की मर्यादा रही है। 
राजा विम्विसार ज्योतिष्क कुमार के घर भोजन करने के लिए जाते समय 
वाह्य परिजन को देखकर नेत्रो को वन्द कर लेता हैं। कारण पुछने पर वह 
कहता है-- 
डक जल “वधूजनोध्यमिति छृत्वा” । 


रे 


“रामायण” में भी लक्ष्मण, तारा को देख अपना सिर नीचा कर लेते 
है । पराई स्त्री की ओर दृष्टिपात न करने का प्रतिपादन विष्णु-सूत्र/ और 
अभिन्ञानशाकुन्तल" मे भी किया गया है । 


ध[ सातुदेवो भव 


“मैन्नकन्यकावदान” में मानव को तंत्तिरीयोपनिषद्‌ प्रतिपादित मातृ-भक्त 





९. कुणणालावदान, पृ० २६६। 
२. ज्योतिष्काबदान, पृ० १७२॥ 
३. रामायण, ४, रे३, ३ 

४. “परदारात न वीक्षेत'” 

५. “अनिवेण्य खलु परकलत्नसू” 


१०६ | दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


होने का पूत सन्देश” दिया गया है। माता की अवज्ञा करने वाले प्राणियों को 
अनेकविध कष्टों का भोग करना पड़ता है । 


माता के निवारण करने पर भी मैत्रकनन्‍्यक उसकी बातों की अवहेलना 
कर समुद्राववरण करने के लिए तत्पर होता है और माता के बार-बार 
रोकने पर वह क्रोधित हो, रुदन करती हुई पृथ्वी पर पड़ी माता के सिर पर 
पादप्रहार कर वरिग्‌-जनो के साथ जाता है। माता की इस अवज्ञा के कारण 
ही मैत्रकन्यक यानपात्र के हुट जाने से अनेक विपत्तियों का सामना करता 
है 

एक पुरुष के सिर पर, आग से जलते हुये लोहे के चक्र को घुमता देख 
कर मैत्रकन्‍्यक उससे कारण पूछता है। वह इसे माता के शिर पर पाद- 
प्रहार का परिणाम बतलाता है ।' 


मैत्रकत्यक भी यानपात्र के विदीर्णा हो जाने पर अपनी इन विपत्तियो 
'को मातृतिरस्कार का ही परिणाम समभता है। वह सोचता है कि यह तो 
उस दारुण पाप का केवल पुष्प-मात्र है। वह अपने व्यवहार पर अति 
लज्जित होता है और उस त्रपा-भार से पृथ्वी मे प्रविष्ट हो जाना चाहता है।* 


माता चिर वन्दनीया है। उसकी महिमा सर्वोपरि है । वह प्राणियों के 
लिए सर्व सुखों का प्रसव करने वाली है। वह परमक्षेत्र है-- 


“या लोके प्रवदन्ति साधुमतयः क्षेत्र परं प्राणिनाम्‌ ।" 


ऐसी पुण्य-प्रसवा माता का तिरस्कार करने से मानव अनेक कष्टों से 


अभिभूत हो जाता है । अतः यह उपदेश दिया गया है कि मातृ-शुश्रूषा प्रमुदित 
मन से निरन्तर करनी चाहिए-- 





१. “तेत्तिरीयोपनिषद्‌ “ एकादश प्रनुवाक--“मातुदेवो भवं 
२. मंत्रकन्यकावदान, पृ० ४६६-५०० । 

३३. वही, पु० ५०६ | 

४ चही, पृ० ५०११। 

५५ 


वही, पु० २०६ ॥ 


दिव्यावदान सें संस्कृति का स्वरूप | १०७ 


“सात्येपकारिण: प्रारिन इहैव व्यसनप्रपातपातालावलस्बिनों 
भवन्तीति सततसमुपजायमानप्रेमप्रसादबहुमनसानसेः.. सत्पुष्षर्सातरः 
शुश्न षणीयाः ।' 

एक अन्य स्थल पर कहा गया है कि माता-पिता बालक के पालन- 
पोषण एवं संवर्धन करने मे अनेक कष्टो का सहन करते हैं । वस्तुतः माता- 
पिता का इतना अधिक उपकार पुत्र पर रहता है कि जन्म पर्यन्त सेवा करने 
पर भी वह उन से उऋण नही होता ।* 





१. संन्नकन्यक्रावदान, पृ० ४६३,५१२। 
२. पूर्णावदात्त, पु० ३१। 


परिच्छेद १२ 


अतन्य तत्व 


[क] प्रेम 
प्रशय-सरिता का प्रवाह मार्गाचलव्यतिकराकुलित-सिन्धु से सर्वथा 
विलक्षण है । उसमे बड़े से बड़ा भी अन्तराय बाधक नहीं हो सकता। यही 
कारण है कि सुघन कुमार जब कार्वटिक पर विजय प्राप्त कर हस्तिनापुर 
लौटता है, तब वहाँ अपनी प्रणय-पात्री मनोहरा किन्‍नरी को न देख अति 
व्याकुल हो जाता है और माता-पिता तथा अन्य लोगों के भी यह कहने पर कि 
“सन्त्यस्मिन्तन्त:पुरे तद्विशिष्टतरा: स्त्रियः । किमर्थ शोकः क्रियत इति?”-. 
बह किसी प्रकार गान्‍्त नहीं होता | इतना ही नहीं ऋषि द्वारा मनोहरा-निदिष्ट 
विपम और दुर्गम मार्ग-श्रवरा कर वह उसके समीप पहुँचने के लिये तत्पर 
भी हो जाता है तथा ऋषि के मना करने और यह कहने पर कि तुम एकाकी 
और असहाय हो, वह कहता है-- 
“चद्रस्प खे विचरतः कव सहायनावो दंष्टाबलेन बलिनश्च मृगाघिपस्य | 
अ्रग्नेश्य दावदहने क्र सहायभावः श्रस्मद्विवधस्यथ च सहायबलेन फि स्यथातु ॥ 
कि भो महार्ंवजल न विगाहितव्य कि सर्पंदष्ट इति नेंच चिकित्सनीय: ५ 
वीय॑ भजेत्सुमहद>्जितसत्त्वहष्टं यत्ने कृते यदि न सिद्ध यति फोड्चदोषः ॥ 
“आर यथोपदिष्ट मार्ग का अनुसरण कर वह अपने इप्ट स्थल तक 
पहुँच जाता है । 
मानव मे, उत्साह एवं दृढ़ निश्चय एक ऐसी स्फूर्ति का संचार कर देता 
हैं, जिससे वह चट्टानों को विदीण कर सकता है, नानाविध विकराल जन्तु 
संवलित दुर्लध्य सागर का उल्लघन कर सकता है, दुर्दमनीयों को सर्वथा 





१. सुधनकुमाराववान, पृ० २६७-२६&८ । 


दिव्यावदान सें संस्कृति का स्वरूप | १९०४ 


दम्य बना सकता है, कि बहुना सवशिक्य कार्यो का सम्पादन कर सकता है । 
यहाँ महाकवि कालिदास के “कुमारसम्भव” की उवित सर्वेथा चरितार्थ होती 
है ।' अथर्वेवेद मे भी पुरुषार्थ को सफलता की कु जी बतलाया गया है।* . , 
[पु] काम 

“काम का प्रतिसेवन करने वाले व्यक्ति के लिए कोई भी पाप कर्म 

, अकरणीय नही होता-- 
“कफामान्‌ खलु प्रतिसेवतो न हि किचित्‌ पापक॑ कसकिरणीयामति 

चदासि 
काम-संसक्त चित होने के कारण ही दारक श्रेष्ठि-पुत्र तीन 
महापातको का भागी होता है--पितृ-वध, मातृ-वध एवं अर्हत््‌-वध ।* 


इसी प्रकार शिखण्डी भी विपय-भोगों का सेवन करता हुआ दुष्ट 
अमात्यों के कहने से पितृ-वध की आज्ञा दे देता है ।' 


इतना ही नही काम--विपय-भोग--नमक-मिश्रित खारे जल के 
तुल्य है । जितना ही इनका सेवन किया जाता है, उतनी ही इन 
वैषग्रिक भोगो की तृप्णा मे वृद्धि होती है । 

“क्ामाइच लवणीदक सदृशा:। यथा यथा सेव्यन्ति, तथा तथा 


तृष्णा वृद्धिप्ुपयाति” ॥ 


वस्तुतः काम-तृष्णा-क्षय का साधन उसका भोग नही है, अपितु 


१. “क ईप्सितार्थ स्थिरलिइचय सनः ; 
पयह्च निस्‍्ताभिमुखं प्रतीपयेत ।” 


२ “कतं में दक्षिरो हस्ते जयो मे सब्य श्राहितः?--७, ५२, ५। 

२३. घर्सरुच्यचदान, पु० १४८ । "१ 
४. वही, पृ० १५६-१६१। 

५. रुद्राथणावदान, पृ० ४७६ ॥। 

६. घर्सरुच्यवदान, पु० १६० | 


११० | दिव्यायदान में संस्कृति का स्वरूप 


उसका सर्वथा प्रणाश ही है । यह एक चिरन्तन सत्य है । इसका अपवाद 
नही । इसी तथ्य का उन्‍्मीलन “महाभारत” में भी किया गया है ।' 


[ग] मनोवेज्ञानिक तत्त्व 


मानव की मानसिक प्रक्रिया का ज्ञान रखने में लोग विशेष पढ़ 
थे । किसी परिस्थिति विशेष में विशिष्ट प्रकृति के व्यक्ति की प्रवृत्ति 
कित आचरणो में हो सकती है, इस से वे सवंथा अनभिज्ञ नही थे । जब 
अजातदतल्रु अपने धार्मिक पिता विम्बिसार का वध कर डालता है और 
'स्वय पटुबद्ध हो कर राज्य पर प्रतिष्ठित होता है, तथा ज्योतिष्क 
कुमार घर बाटने की चर्चा करता है, तो वह सोचता है-- 


“बेच पिता घामिको धर्मराज: प्रघातितः, स मां सर्षपततीति कुत 
एतव्‌” 9२ 

इसी प्रकार मणियों का अपहरण करने के लिए अजातशञ्रु के 
दवारा घूर्तपुरुषो के भेजे जाने पर ज्ञोतिप्ककुमार पुन: विचार करता 


“येन्र नास पिता जीविताद व्यपरोपितः, स मां न प्रघातयिष्यतोति 
कुत एतत्‌” ?' 

और यह सोच कर वह अपना सारा घन दीनो, कृपणो और 
अनाथो को दान दे कर प्रव्नज्या-ग्रहएणा कर लेता है । 


यह एक मनोवेज्ञानिक तथ्य है कि जो बात मना की जाती है, 
उसे मनुष्य अवश्य करता है। प्रतिपिद्ध विषय के प्रति गमन उस की 
एक सहज प्रवृत्ति हैं। यही कारण है कि अप्सराओ के दूवारा निवारित 
किये जाने पर भी मैन्रकन्यक दक्षिण दिशा की ओर जाता है ।* 





१. “त जातु कामः कामानामुपभोगेन शास्यति । 
हविषा कृष्ण वर्त्मेंव भय एवाशिवर्धते ॥” 

२. ज्वोतिष्कावदान, पृ० १७३ । 

रे. वही, पृ० १७४। 

४. शेन्रकन्यकावदान, पू० ५०६। 


[घ] 


हद सण दुण ८० 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | १११ 
वेश्या-वृत्ति 


समाज मे वेश्या-वृत्ति का भी निदरशंन प्राप्त होता है ॥ वेश्या 
होने के भाव को प्रकट करने के लिए “वेश्यं वाहयति” प्रयुक्त होता 
था।'* मथुरा में वासवदत्ता नाम की एक महार्थ गरिका का उल्लेख 
हुआ है, जो उन दिलों वहाँ की सर्व प्रधान वेश्या के रूप मे विख्यात 
थी । वह अपने प्रेम का दान पाँच सौ मुद्राएं (पुराण) ले कर करती 
थी ।' 


किन्तु इस के विपरीत लोग इसे पाप-कर्म और असद्ध्मं भी 
समभते थे । प्रेतनगर से लौटने पर कोटिकर्णा वासवग्नाम मे रहने वाली 
एक वेश्या को उस पाप-कर्म से निवृत्त होने का, उस की माता द्वारा 
प्रेषित, सन्देश देता है ।' 


दरिद्रता फी निन्‍दा 


समाज मे दरिद्रता की निन्‍दा की जाती थी तथा उसे मरण-सम 
माना गया है । जब राजा कनकवर्ण के पास केवल एक मानिका-भक्त 
ही अवशेष रह जाता है, उस समय भगवान्‌ प्रत्येकबुद्ध के भोजनाथ्थ- 
आगमन प्रकट करने पर राजा अपने को तदर्थ असमर्थ पा कर अति क्षोभ 
प्रकट करता है और उसी समय राजा के सम्मुख कनकावती राजधानी 
निवासिनी देवता इस गाथा का उच्चारण करती है--- 


“कि दु.खे दारिद्रयं कि दुःखतरं तदेव दारिद्र यघ्‌ । 
सरणसभ दारिद्र यस््‌ ४ 





कोटिकरणरविदान, पृ० ६ । 
पांशुप्रदानाददान, पु० २१८-२१६ । 
फोटिकरणरविदान, पु० १० । 
कनकवरण विदान, पृ० १८३ । 


तोसरा श्रध्याय 
भाशथिक नीवन 


परिच्छेद १ 
परिच्छेद २ 
परिच्छेद ३ 
परिच्छेद ४ 
परिच्छेद ५ 
परिच्छेद ६ 


फकृषि-उद्योग 
पशु-पालन 
वारिज्य-व्यापार 
अन्य-व्यवसाय 
जीविका के साधन 
मुद्रा 


परिच्छेद १ 
कृषि-उद्योग 


प्राचीन भारत मे “वार्ता” शब्द वेश्यों के तीन प्रमुख धन्धो--कृषि, गो 
चारण और व्यापार--के लिए भ्रयुक्त हुआ है। कृषि, वारिज्य और गोरक्षा 
ये तीन प्राचीन काल से ही जीविका के प्रमुख साधन के रूप में उपलब्ध होते 
हैं । श्रावस्ती और राजग्रृह के मध्य स्थित अटवी निवासी लुटेरे भगवान बुद्ध 
से कहते है--- 


/ज्ञास्माकं कृषिन वारिएज्या ने गौरक्ष्यम््‌ । श्रनेनोपक्रमेश जीविरका 
कल्पयामः ।” 


कृषि उद्योग आजीविका का सर्वेसामान्य साधन था । अनेक प्राणी कृषि 
कर्म मे ही निरत रहकर, उसी से अपनी जीविका चलाते थे। ग्ृहपति बलसेन 
नित्य प्रति कृषि-कर्म मे सलग्न दिखाई पडता है जम्बुद्वीप निवासी मनुष्यों 
के द्वारा कृषि-कर्म के किये जाने का उल्लेख है।' इस प्रकार क्ृषि-कर्म में 
उद्यत मनुष्यों के अनेक अन्य उदाहरण भी प्राप्त होते है ।* खेती के लिए 
“कर्षणकर्म” प्रचलित था ।' खेती करने वाले किसानो की संज्ञा “कर्षक 


थी ।' इन्हे “कार्षक” भी कहा गया है। खेत को “क्षेत्र”* यथा “केदार” 


सुप्रियावदान, पु० ५६ । 

« कोटिकर्णावदान, पृु० २। 

« सत्र यावदान, पु० ३६। 

- सान्धातावदान, पृ० १३१॥, तोयिकामहावदान, पु० ३०१, ३०२, ३०३॥ 
वही, पु० १३१ । 

, शादूं लकर्णावदान, पु० ३२६ । 

« तोधिकामहावदान, पु० ३०२, ३०३। 

. नगरावलम्बिकावदान, पु० ५५। 

« ब्राह्मणदारिकावदान, पु० ४३। 


हि ही 6 वी कद 6€< शा 0 «० 


११६ | विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


कहते थे । “हल”' और “लाडइःगल”' का भी प्रयोग हुआ है। हल चलाते 
समय बैल को हाँकने के लिए जिस छड़ी का व्यवहार होता था, उसे 
“प्रतोदयष्टि” कहते थे ।' खेत के एक किश्त को “हलसीर” या “सीर” कहते 
थे। 


राजा के धामिक होने एवं धर्म पूवंक राज्य का संचालन करने से 
राज्य धन-धान्य गौ-भादि से पूर्ण होता था । हस्तिनापुर में उत्तरपांचाल 
महाघन नामक राजा के घामिक होने से उस का नगर सुसमृद्ध, सर्वेक्षेमयुक्त, 
तस्कर-दुर्भिक्षादि से रहित और शालि, इक्षु, गो, महिषी आदि से संपन्न 
था । उस के राज्य मे समय-समय पर यथेष्ट वर्षा होती थी, जिस से प्रभूत 
शस्य-संपत्ति का प्रादुर्भाव हो गया थां।' 


सारी शस्य-संपत्ति का विनाश करने वाली अनावृष्टि का भी उल्लेख 
प्राप्त होता है । राजा कनकवर्ण के राज्य मे एक बार बारह वर्षों तक 
वर्षा न हुई ।' इसी प्रकार वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य-काल में बारह 
वर्षो की अनावृष्टि के कारण तीन प्रकार के--चंचु, र्वेतास्थि और शलाकावृत्ति 
तामक भयंकर दुशिक्ष पड़े थे ।" हि 


»” उस काल में कृषि के द्वारा कई वस्तुएँ उत्पन्न की जाती थी जैसे-- 
यव, ब्रीहि, तिल, तण्डुल, शालि, श्यामाक, गोधूम, मुदृग, माषक, मसूर, इश्षु 
इत्यादि । धान्य दो प्रकार के थे--प्रष्म और शारद । सभी शारद 
धान्‍्य भाव्रपर मे, ओर ग्रष्म घान्य कारतिक या मार्ग्षीषं मे बोये 





१. तोयिकामहावदान, पु० ३०१ 

२. इन्द्रनामब्राह्मणावदान, पृ० ४७ ॥, तोयिकामहावदान, पू० ३०२,३०३ । 
३. वही, पृ० ४८॥ वही, पृ० ३०२१ 

४. मेण्ठकगृहपतिविभूतिपरिच्छेद, पू० ७७। 

न _सुधनकुमारावदान, पु० र८रे । 

६. कनकवरशविदान, प० १८१ ॥। 

७. मेण्डकावदान, पृ० ८२ । 


हि 


८. कनकवर्णावदान, १० १८४ ॥, शाह लकर्णावदान, पृ० ४१५। 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | ११७ 


जाते थे ॥' ब्रीहि धान्‍्य वोने का उपयुक्त समय आपाढ का शुक्‍्ल-पक्ष 
बताया गया है ।* 

फल-फूलों के बाग-वगीचों का लगाना एक सहायक उद्योग का कार्य 
करता है। उद्यानो को ऐसे वृक्षो से युक्त बनाया जाता था, जिनमें सभी ऋतुओों 
के फल-फूल लगे रहते थे। इस दृष्टि से ऋतुओं के अनुसार तीन प्रकार के 
उद्यान बनाये जाते थे --हैमन्तिक, ग्रष्मिक और वापिक ।* 

तत्कालीन वृक्षों की तालिका का अध्ययन उस समय के वनस्पति-ज्ञान 


पर अच्छा प्रकाश डालता है। उस समय के कुछ वृक्षों की ये श्रेरियाँ दी 
गई हैं-- ! हु 
[झ्रि] फल्‍्युनवृक्ष 
(१) आम्रातक--आम 
(२) जम्बु--जामुन 
(३) खजू र--खजूर 
(४) पनस--कटहल 
: (५) दाला--वृक्ष-विशेष 
(६) वनतिन्दुक--तमालवृक्ष 
(७) मृुद्दीक--पअगूर * रु 
(८५) बीजपूरक--एक प्रकार का बड़ा नीतू 
(६) कपित्थ--कंथा 
(१०) अक्षोड--अखरोट 
(११) नारिकेल--नारियल 
(१२) तिनिदय--एक वृक्ष-विद्येष 





१. शादू लकर्णावदान, पु० ४९४, ४१५॥ 

२. बही, पृ० ४१५। 

३. कोटिकर्णावदान, पृ० २।, सुधनकुसारावदान, पु० २८७। 
४. शादू लकरणावदान, पु० ३२५१ 


११८ [ दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 
. , (१३) करन ज--कंजा वृक्ष, जिसका उपयोग औषध के रूप में किया 
जाता है। 


[झा] स्थलज-वृक्ष' 


(१) सार - साल-वृक्ष 
(२) तमाल--वृक्ष विशेष, जिसकी पत्तियाँ काली-काली होती है । 
(३) नक्‍तमाल--वृक्ष-विशेष 
(४) करणिकार--एक पुष्पवृक्ष 
५) सप्तपर्णा--सप्त-पत्र 
(६) शिरीष--सिरस वृक्ष 
(७) कोविदार---कचनार 
(८) स्थन्दन--वृक्ष-विश्वेष 
(&) चन्दन--चन्दन का वृक्ष 
(१०) शिशप--अशोक 
(११) एरण्ड--अरण्ड वृक्ष 
(१२ खदिर--खैर का वृक्ष 
[इ] क्षीर-वक्ष' 
(१) उदुम्बर--ग्रूलर 
(२) प्लक्ष-पाकर (पिलखन) 
(३) अश्वत्थ--पीपल 
(४) न्यग्रोध--वरगद 


(५) वल्गुक--वृक्ष-विशेष 





१. शादू लकर्णावदान, पु० ३२५। 
२. वही, पृ० ३२५। 


विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | ११८६ 

[ई] फलसैषज्य-वृक्ष' 

(१) त्वमलकी--आँवला 

(२) हरीतकी -हर्स (हैड़) 

(३) विभीवकी--बहेड़ा 

(४) फरसक--फालसा 
[3] स्थलज पुष्प-वक्ष' 

(१) अतिमुक्तक 

(२) चम्पक 

(३) पाटल 

(४) सुमना 

(५) वाषिका 

(६) धनुष्कारिका 
[ऊ] जलज पुष्पन्वृक्ष' 

(१) पद्म--कमल 

(२) उत्पल--वील-कमल 

(३) सौगन्धिक--एक प्रकार का सफेद कमल 

(४) भृदुगन्धिक--एक प्रकार का कमल 


चनो की उपज से भी आथिक लाभ उठाया जाता था। गोशीषेंचन्दन वन 
से लोग गोशीष चन्दन ले जाते थे ॥ 


शादू लकर्णावदान, पु० ३२५ । 
चही, पृ० ३२६ 

वही, पृ० ३२६॥ 

पुर्णावदान, पूृ० २५। 


220 रे 


27026 


हू ै+० ७ शक 
अ ४ ४ ६६ )/१ ३०» ? 


है 
श्द्र 


कक, 


परिच्छेद २ 
पशु-पालतन 


कृपि और पशु-पालन दोनों परस्पर पूरक घंघे है । आभीर पशु-पालन 
करते थे और पशु प्रधान वस्ती 'घोष” कहलाती थी ।' 


पशु-पालन मे गो-पालन का महत्त्व अधिक था। इसी कारण पशुओं 
का पालन करने वाले के लिए “पशुपालक” के साथ ही साथ “गोपालक 
शब्द भी प्रचलित था ।' उस समय गायो की वहुलता थी । राजा चन्द्रप्रभ ने 
अन्न-पानादि अनेक वस्तुओ के साथ सुवर्ण श्यद्धों वाली गायों का भी दान 
दिया था ।* 


बलों के लिए “बलीवर्द/” संज्ञा थी। इन का उपयोग हल चलाने मे 
होता था ।४ बैल, गाड़ी भी खीचते थे । “चतुर्गवयुक्तशकट ” का उल्लेख प्राप्त 


होता है ।' 

घोडे भी रथ खीचते थे । मातगराज त्रिशंकु और पुष्करसारी ब्राह्मण 
के सर्वश्वेत “वडवारथ” पर चढ़ कर जाने का उल्लेख है ।* इन घोड़ो का 
व्यापार भी खूब होता था । 'उत्तरापथ से पाँच सी धोड़ों को ले कर एक 
सार्थवाह के मध्य देश आने का उदाहरण प्राप्त होता है ।" 





१ 

'बोतश्ोकावदान, पु० २७७ ।॥ 
रुद्रायणावदान, पु० ४८५ 
चन्द्रप्मवो घिसत्वचर्यावदान, पृु० १5६॥। 
तोयिकासहावदान, पृ० ३०२ । 
ब्ूडापक्षाचदान, पृ० ४४३ । 
शादू लकर्णावदान, पू० ३१६ । 
चूडापक्षाबदान, पु० ४४२ । 


55 80 26 220 0 पट 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | १२१ 


गधों से भी रथ हँकवाया जाता था। श्रोश कोटिकर्णा गर्दभ-यान पर चढ़ 
कर जाता है ।' गधे प्तामान भी ढछोते थे ।* 

व्यापार की वस्तुओं को ढोने के लिए ऊंटों का भी उपयोग किया 
जाता था।* 


१. कोटिकर्णावदान, पु० ४। 
२. चही, पृ० ३१ 
३. वही, पृ० ३ । 


परिच्छेद ३ 
वबाशिज्य-व्यापार 


८“दिव्यावदान” से ज्ञात होता है कि इस युग में भारत का व्यापार खूब 
बढा-चढ़ा था । अन्तर्देशीय' तथा विदेशीय' दोनों प्रकार के व्यापार सुसमृद्ध 
थे । श्रावस्ती', वाराणसी, आदि नगरो में घनाढ़्य व्यापारी रहते थे । 
वाराणसी" और मथुरा" घोडो के व्यापार के मुख्य केन्द्र थे। इन व्यापारों 
के लिए दो प्रकार के मार्गों का उपयोग किया जाता था--स्थल-मार्ग' और 
जल-मार्ग । 


[क] व्यापार के साधन 


सस्‍्थल-मार्गं द्वारा व्यापार करते समय व्यापार की वस्तुओं को विभिन्‍न 
प्रकार की गाड़ियो तथा ऊंट, बल, गधे आदि की पीठ पर लादकर ले जाते 
थे। माल ढोने के काम में आने वाली गाड़ियाँ, “शकट” कहलाती थी।* 





१. कोटिकर्णावदान, पृ० ३ ।, पुर्णावदान, पृू० १६, २०।, सुप्रियावदान, 
पृ० ६३ ॥ चुडापक्षावदान, पृ० ४२७ ॥, साकन्दिकावदान, पु० ४५२ ॥, 
मंत्रकन्‍्यकावदान, पु० ४६९ । 

२. पांशुप्रदानावदान, पु० २१९ ॥, घ्ुडापक्षावदान, पृ० ४३९, ४४२ । 

३. धर्मरुच्यवदान, (० १४२ ।, सघरक्षितावदान, पृ० २०४, 
पांशुप्रदानावदान, पु० २२७ ॥ 

४. सुप्रियावदान, पृ० ६२। 

५. चुडापक्षावदान, पृ० ४४३ । 

६. पाशुप्रदानावदान, पूृ० २१६ । 

७. वही, पृ० २१६ ॥, चूडापक्षावदान, पु० ४४२ । 

८. चूडापक्षावदात, पृ० ४३६ । 

5. फोटिकर्णावदाल, पू० ३॥ 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | १२३ 


मनुष्यों को ले जाने वाली सवारियों को “यान” कहते थे। ये कई प्रकार की 
होती थी, जैसे--हस्तियान, अद्वयान, गर्देभयान ।* 


वाणिज्य का विस्तार विदेशों तक था, जहाँ व्यापारी जहाजों द्वारा 
पहुँचते थे । ये समुद्रयात्रा मे जाने वाले माल को बेल गाड़ियों, मोटियों, 
बलों, खच्चरो आदि पर लादकर वन्दरगाह तक जाते थे तथा समुद्रयात्रा से 
लौटने के परचात्‌ भी ये अपने भाण्डो को स्थल-वाहनों पर लादकर ले जाते 
थे। इन्हे “स्थलज-वहित्र” की संज्ञा दी गई है।* 


विदेशो की यात्रा बड़े-बड़े जहाजो के द्वारा की जाती थी ।* देशीय 
व्यापार करते समय भी मार्ग मे पड़ने वाली नदियों को नाव द्वारा पार किया 
जाता था। “घूडापक्षावदान” में एक कर्पटक (ग्राम) का एक सौकरिक शुकरो 
का मांस बेचने के लिए उन्हे नाव द्वारा नदी के पार ले जाता है।* इस 
प्रकार लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाव द्वारा नदी पार कर पहुँचते थे । 
कभी-कभी नदी पार उतरने के लिए नावों का पुल (नौसंक्रम) भी होता था । 
“कुणालावदान” में राजा अशोक के द्वारा मथुरा से लेकर पाटलिपुत्र तक 
नौसंक्रम स्थापित किये जाने का उल्लेख प्राप्त होता है ।' “मैत्रेयावदान” में 
भी श्रावस्ती जाने के मार्ग पर वंदेहीपुत्र अजातशत्र द्वारा एक नाव का पुल 
(नौसक्रम) बनवाये जाने की चर्चा है ।* 


मार्ग मे पड़ने वाली नदियों को पार करने के लिये इन पर नाव के पुल 
बनाये जाने का उल्लेख हमे रामायण में भी प्राप्त होता है ॥९ 


[छा] सार्थ एवं सार्थवाह 


व्यापार के लिए वरिकों का समृह मिलकर थात्रा करता था। इन मे 


कोटिकर्णावदान, पु० ३॥ 

सुप्रियावदान, पु० ६३ ॥ 

» कोटिकर्णावदान, पु० ३ ।, प्वूडापक्षावदान, पु० ४३८॥, इत्यादि । 
« चूडापक्षावदान, पृ० 4३६१ 

« कुणालावदान, पृ० २४५। 

सेत्रे याचदान, पृ० रेड । 

* २।४६१ ७-११ 


ढ़ मर न व 0 ०० 


१२४ | दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


पाँच-पाँच सौ तक वरणिक्‌ साथ चलते थे ।' इस प्रकार अपना-अपना सामान 
लादकर व्यापार्थ साथ चलने वाले पथिको के समूह को “सार्थ” कहते थे । सार्थ 
का नेता “सार्थवाह” कहलाता था | इसी की अध्यक्षता में व्यापारी अपनी यात्रा 
करते थे । अमरकोष के टीकाकार क्षीर स्वामी ने सार्थ एवं सार्थवाह शब्द 
की व्याख्या कमशः “यात्रा करने वाले पान्यों का समूह” और “पूंजी द्वारा 
व्यापार करने वाले पान्थो का नेता” किया है । 


साथ का नेता सार्थवाह ऐसे किसी भी कार्य को करने के लिए स्वृतन्त्र 
नही था, जिसका विरोध सार्थ कर रहा हो। 'स्वागतावदान” में अपने 
साथ आते हुए स्वागत के विषय में सार्थवाह एवं सार्थ के वार्तालाप से 
स्पष्ट हो जाता है कि सार्थवाह सार्थ का स्वामी होता था और वह उस 
कार्य का सम्पादन नहीं करता था, जिसका अनुमोदन सार्थ ने न किया हो ।* 


सार्थ की रक्षा का उत्तरदायित्व सार्थवाह पर होता था। पाँच सौ सार्थ 
के साथ रलद्वीप से लौटे हुए सार्थवाह सुप्रिय से मार्ग मे एक सहस्त चोर मिले, 
जिन्होने कहा “तुम अकेले कुशलपुर्वके जाओ और अवशिष्ट साथ का 
हम लोग धन अपहरण करेगे ।” परन्तु साथेवाह इस पर सहमत नही होता 
और कहता है कि “ ये सार्थ मेरे आश्रित हैं। अतः तुम लोग ऐसा नही कर 
सकते” ।४ इस प्रकार वह सार्थवाह सार्थ को छोड़कर नही जाता और सार्थ के 
मूल्य की गणना करके चोरों को देता है तथा सार्थ की रक्षा करता है । 


[ग] सामुद्रिक यात्रा 


भारत के व्यापारी महासमुद्र को पार कर दूर-दूर देशो मे व्यापार के 
लिए जाया करते थे । ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय जहाज वनाने का 
व्यवंसाय अत्यन्त उन्‍नत अवस्था मे था। इतने विशालकाय जहाजों का 
निर्माण होता था कि उसमें पाँच-पाँच सो तक व्यापारी एक साथ चढ़कर 





१. फोटिकर्सावदान, पृ० २ ।, पूर्णावदाव, प्‌ृ० २१॥, 
संघरक्षितावदान पृ० २०५ । इत्यादि । 
अमरकोष, २, ६, ४२। 

झ्रमरकोष, ३, ६, ७८। 

स्वागतावदान, पृ० १०७ । 

« सुप्रियावदान, पृ० ६३ । 


शव हद द्ण 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | १२५ 


यात्रा करते थे ।' फिर भी ये जहाज अधिक मजबूत नहीं बनते थे, क्योंकि 
अधिकतर इन जहाजो के समुद्र मे टूट जाने के उल्लेख प्राप्त होते हैं । ये समुद्री 
तूफ़ानों तथा अन्य आधातो के सहन करने में कभी-कभी असमर्थ होते थे ।* 


एक स्थल पर, यानपात्र (जहाज) के समुद्र-मध्य में वाताघात से विदीरों 
ही जाने पर मैत्रकत्यक के मह॒द्ध॑ यपराक्रम द्वारा फलक को ग्रहण कर निराहार 
कई दिनो के अनन्तर किसी प्रकार महाराव के दक्षिण तट पर पहुँचने का 
वर्णन है ।* 


[घ] प्रस्थान-पुर्वे-कृत्य 


जब कोई घनी व्यापारी समुद्रावतरण के लिये अग्नसर होता है, तो 
प्रस्थान करने से पूर्व वह नगर मे घण्टावघोष करवाता है; जिसके फलस्वरूप 
अनेक व्यापारी उसके साथ चलने के लिए तत्पर हो जाते हैं । प्तमुद्र-यात्रा 
के लिये चलने से पूर्व सार्थवाह का समुचित प्रकार से मंगल स्वस्त्ययन किया 
जाता था और इसके बाद वह माता के पास उससे विदा लेने के लिए जावा 
था ।" अपने-अपने माल को बैलों, गाड़ियो आदि पर लाद कर साथ 
बन्दरगाह तक आता था । जहाजों के चलाने वाले को “कर्णंधार” कहते थे ।* 
इसकी कार्य कुशलता पर ही यात्राओं की सफलता निर्भर होती थी। इन्हें 
समुद्री-मछलियो, अनुकूल अथवा प्रतिकूल वायु आदि का ज्ञान होता था।॥* 
अनुकूल वायु को देखकर ये पाले (वरत्र या वस्त्र) खोल देते थे, जिससे 





हु 


१. पूर्णावदान, पृ० २१॥, सुप्रियावदान, पू० ६३ ॥ 
संघरक्षितावदान, पृ० २०५ | 

२. चुडापक्षावदान, पृ० ४३६। सेन्नकन्यकावदान, पृ० ४८५, ५०० । 

३. शेन्रकन्यकाचदान, पु० ५०१। 

४. कोटिकर्णावदान, पृ० २॥, पूुर्णावदान, पृ० २० ॥, 
चूडापक्षावदान, पृ० ४३७ इत्यादि । 
फोटिकर्सावदान, पृ० ३१ 

६. धर्मरुच्यावदान, पृ० १४२ ।, चूडापक्षाबदान, पृ० ४३७ 


५ वही, पृ० १४३। 


१२६ | दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


जहाज अभिलपित स्थल पर श्ीत्र ही पहुँच जाते थे  लंगर डालने के बाद 
जहाज को एक खूटे (वेन्रपाण) से बाँव दिया जाता था | 


[&] शुल्क-तर्पण्य 


किसी धनी व्यापारी की यह घोषणा कि उसके साथ चलने वाले 
व्यापारियों को किसी प्रकार का कर--शुल्क, तर्पण्य नहीं देना होगा;' 
इस वात का स्पष्ट प्रमाण है कि उन्हें कुछ करो को चुकाना पढ़ता था । 
अधिकतर व्यापारी शुल्क दे देते थे, पर कुछ ऐसे भी थे जो निःशुल्क माल 
ले जाना चाहते थे | राजग्रृह और चम्पा के मध्य एक शुल्क-शाला का 
उल्लेख है । यहाँ का घण्टा चोरी से माल ले जाने पर वजने लगता था ॥४ 
फिर भी चम्पा का एक ब्राह्मण एक यमली (वस्त्रों का जोडा) अपने छाते 
की डण्डी मे छिपा कर ले जाना चाहता है । सार्थ के साथ राजगृह जाते हुये 
जब वह शुल्क-णाला मे पहुँचता है, तो शुल्काध्यक्ष साथ॑ से माल का शुल्क 
ग्रहण कर लेता है। किन्तु सार्थ के आगे वढते ही घण्टा वजने लगता है, 
जिससे शुल्काध्यक्ष को यह ज्ञात हो जाता है कि शुल्क अभी पूर्ण रूप से नहीं 
दिया गया है । गौल्किक फिर से सार्थ का निरीक्षण करते है । पर परिणाम 
कुछ न निकलने से वे सार्थ को दो वर्गों मे विभाजित कर जाने देते हैं । जिस 
वर्ग के जाने पर पुनः घण्टा वजने लगता है, उसे फिर दो वर्गों मे वॉट कर 
तथा इसी क्रम के द्वारा वे अन्त मे ब्राह्मण को पकड़ लेते हैं। फिर भी छिपे 
माल का पता नहीं लगता । अन्त मे, शुल्क न ग्रहण किये जाने का वचन देने 
पर वह ब्राह्मण डण्डी से यमली निकाल कर दिखला देता है । 


वस्तुतः आज के युग मे यह उपयुक्त घटना--धण्टे का अपने आप बजने 
लगना ओर चोर को दढू ढ़ निकालना-सत्य नही प्रतीत होती, फिर भी उस 
युग की जैसी घटना का वर्णन यहाँ प्राप्त होता है, उसी का उल्लेख किया 
गया है । 


घमेरुच्यवदान, पृ० १४२ ।, चूडापक्षाबदान, पृ० ४शे८ । 
सुप्रियावदान, यूृ८ ७० । 

कोटिकर्णावदान, पृ० २, पुर्रविदान, पु० २०। इत्यादि । 
ज्योतिष्छाबदान, पु० १७० । 


न्प्णा पी ८७9 


०६, 


दिश्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | १२७ 
लि| समुद्र-यात्रा संबन्धी भय 


समुद्र-यात्रा में अनेक भय थे । महासमुद्रावतरण करते समय लोगों को 
अधिकांशतः अपने माता-पिता, पुत्र, कलन्न, अन्य सस्बन्धि-जन एवं देश 
का परित्याग कर अपने जीवन से सवंधा हाथ धोना पड़ता था। ऐसी स्थिति 
में सामुद्रिक-यात्रा का करना महँत पराक्रम का कार्य था । वहाँ तिमि गौर 
तिमिगिल भाम के एके विशेष प्रकार के बड़े मंगर होते थे और यघत्रे-तत्र कूर्मो 
का भी भय होता था । लहरों के ऊँची उठने के कारण किनारे गिर पड़ते हैं 
(स्थल-उत्सीदन-भय) . जल मे जहाज कभी-कभी बहुत दूर तक चले जाते हैं 
(जल-संसीदन-भय) और कभी-कभी जल के भीतर छिपी चट्टानों से टकरा 
कर विदीणे हो जाते हैं (उच्छेदन-भय) । बड़े-बड़े तूफानों (कालिकावात) 
का भी भय रहता है और साथ ही समुद्री डाकू नीले वस्त्र पहन कर जहाज़ो 
को लूठते रहते है (चौर-भय) , ऊँची-ऊँची लहरो से भी जहाज डूब जाते 
थे (आवर्त-भय ) तथा कुम्भीर और शिशुमार का भय उन्हें वना रहता था ।* 
समुद्र के बड़े-बड़े सर्प भी जहाजो पर आक्रमण करते थे ।* ताम्रदुवीप 
निवासिनी राक्षसियाँ तो व्यापारियो को चट भी कर जाती थी।* 


[छ] अन्य अ्रसुविधाएं 


रत्नद्वीप पहुंच कर करणंघधार वण्णिको को सावधान करता हुआ वहाँ 
की कुछ अन्य असुविधाओ का वर्णन करता है । इस दूवीप में रत्व सहश काच- 
मणियाँ प्राप्त होती है। अतः तुम लोग यथेष्ट-रूपेणा परीक्षित मणियो का 
ही ग्रहण करो । इस द्वीप मे क्रौचकुमारिका नाम की राक्षसी स्त्रियाँ 
निवास करती है। वे पुरुषो को इतना पीटती है कि उनके प्रारा-पस्ेरू वही 
उड जाते हैं । साथ ही इस रत्न दुवीप मे नशीले फल भी प्राप्त होते है 
जिसे खाने से सात दिनो तक मनुष्य सोता ही रहता है । इस द्वीप में 
ऐसे मानवेतर प्र।णी निवास करते है, जो सात दिनो तक मनुष्यो को छोड़ 


१. धर्संरुच्यवदान, पृ० १४२ ॥, चुडापक्षावदान, पु० ४३८॥। 
२. संघरक्षितावदान, पृ० २०५। 
३. साकन्दिकावदान, पृ० ४५२ । 


'१२८ | विव्यायदान में संस्कृति का स्वरूप 


देते हैं, परन्तु सात दिनों के बाद वे ऐसी वायु छोड़ते हैं, जो जहाज को अपने 
मार्ग से हटा देती है ॥' 


[ज] परिवार के सदस्यों की मय-जन्य विकलता पर 


समुद्रावतरण के इन भयों को देखते हुये हम सामुद्रिक व्यापारियों के 
परिवार के सदस्यों की मनःस्थिति की कल्पना कर सकते हैं । सामुद्रिक 
कष्ट-स्मरण मात्र से ही सहज भीरु-प्रकृति नारी का कोमल और भावुक 
अन्तस्तल विक्षुब्ध हो उठता है; जिससे वह अपने पति या पुत्र की इस 
यात्रा का प्रतिषेध करती है । “चूडापक्षावदान” में पुत्र॒ के यह पूछने पर कि 
“मेरे पिता ओर पितामह कौन सा कर्म करते थे ?”-..-महासमुद्रावतरण-भय- 
त्रस्ता उसकी माँ सोचती है “यदि इस से यह कहूँ कि समुद्र द्वारा व्यापार 
करते थे, तो संभव है कि यह भी समुद्रावतरण करे और वही मृत्यु का 
भागी हो जाय” ।* इसी प्रकार मंत्रकन्यक को समुद्रावतरण के लिये तत्पर 
सुन कर, अपने पति की समुद्र मे मृत्यु हो जाने से पति-वियोग-संत्रस्ता उसकी 
माँ अपने उस अकेले पुत्र को इस महात्रास-जनक निदचय से हटाने के लिये 
करुण क़न्दन करती हुई, उसे समभाती है ।' 


समुद्रावतरण के लिये उद्यत श्रोण कोटिकर्ण मंगल स्वस्त्ययन किए जाने 
के पण्चात्‌ माता के दर्शनार्थ जाता है । उसे जाने के लिए तत्पर देख माँ 
के नेत्रों से अश्र्‌ -जल प्रवाहित होने लगता है। कोटिकर्णों द्वारा रोदन का 
कारण पूछे जाने पर वह कहती है, “कदाचित् मैं पुनः पुत्र को जीवित देखे 
सकूगी | ।* 


सामुद्विक यात्रा के इतनी भयावह होने के कारण ही पूरा, प्रश्नजित होने 
से पूर्व अपने भाई भविल को समुद्रावतरण के लिये मना करता है।" 


किन 


चूडापक्षावदान, पुृ० '४४डरे८ 
वही, पृ०४३६। 
मेत्र॒कन्‍्यकावदान, पृ० ४६६ । 
कोटिकर्णा वदान, पृ० ३ | 
पूर्णाचदान, पु० २१ १ 


यह हू जण 4०0 २० 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | १२८ 
[रा] व्यापारियों की हृढ़ता 


उपयुक्त इतनी असुविधाओं के होने पर भी अपने लक्ष्य के प्रति सुदृड़ 
व्यापारी कभी विचलित नहीं होते थे ।' वे पाँच-पाँच सौ के समूह में मिल 
कर एक साथ यात्रा करते थे। निश्चय ही ये व्यापारी अत्यन्त धीर, सहिष्णु 
एवं कर्मठ होते थे । कुछ ऐसे भी साहसिक यात्रियों का उल्लेख प्राप्त होता है, 
जिन्‍्होने अनेक बार समुद्र यात्राएँ की । पूर्ण ने सात बार सकुशल समुद्र-यात्रा 
की ।' सार्थवाह सुप्रिय भी सात बार समुद्र-यात्रा करता है ।' मृषिका हैरण्यिक 
के भी सात बार समुद्र-यात्रा करने की चर्चा है । हृढ़ प्रतिज्ञ सार्थवाह सुप्रिय 
का देवता-निर्दिष्ट बदर द्वीप के कष्ट-साध्य दुर्गंग मार्ग का श्रवण कर के भी 
मह॒द्‌ धैर्य, पराक्रम एवं अदम्य उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर 
होते हुए बदर द्वीप की यात्रा करना अवितथरूपेण भारतीय व्यापारियों की 
वज्मयी हढ़ता का परिचायक है । 


[आ] सपत्नोक सासुद्रिक यात्रा 


समुद्र-यात्रा की नानाविध असुविधाओ को ध्यान मे रख कर ही अधिक- 
तर व्यापारी अपनी स्त्रियो को साथ नही ले जाते थे। परन्तु कभी-कभी वे 
अपनी स्त्रियों के साथ भी यात्रा करते थे । 'पाशुप्रदानावदान” मे एक स्थल पर 
कहा गया है कि श्रावस्ती का एक सार्थवाह अपनी पत्नी के साथ महासमुद्रा- 
वतरण करता है । उसकी पत्नी समुद्र मे ही एक्र पुत्र को जन्म देती है और 
समुद्र मे उत्पन्न होने के कारण उसका नाम समुद्र रख दिया जाता है। यह 
सार्थवाह वारह वर्ष के बाद महासमुद्र से लौटता है ।* 


[4८] व्यापार की वस्तुएं 


इन जल और स्थल मार्गों से किन-किन वस्तुओं का व्यापार किया जाता 


धर्मरुच्यवदान,  पृ० १४२ । चूडापक्षावदान, पृ० ४३८। 
पूर्णावदान, पृ०२१॥ 
सुप्रियावदान,. पृ० ६४ । 
« चूडापक्षावदान, पृ० ४३८। 
-« सुप्रियावदान,  पृ० ६८। 
« पांशुप्रदानावदान, पु० २३७ । 


की कद ६ हए २० «० 


१३० | विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


था ? प्रायः यह प्रव्न संदिग्ध ही रह जाता है। क्योंकि अधिकाशतः हमें 
केवल इतना ही लिखा मिलता है कि व्यापारियों ने नाना-विध वाहनों को 
बहुमूल्य भाण्डो ( व्यापारी पदार्थों) से भरा और व्यापार के लिए चल 
पड़े (! इनमें कौन-कौन से बहुमूल्य पदार्थ होते थे ? यह अधिकतर विवादग्रस्त 
ही रह जाता है | परन्तु कतिपय स्थलों से व्यापार की वस्तुओं का मंशतः ज्ञान 
प्राप्त होता है । 

महासमुद्र मे अनेक प्रकार के रत्न होते थे। इन रत्नों की सूची दस 
प्रकार दी गई है -- 


(१) मणि 
२) मुकता 

) बेंडू्ये 

) णजख 
(५) प्रवाल 
(६) रजत 

) जातरूप 
(८) अख्मगर्भ 
(६ ) मुसारगल्व 
(१०) लोहितिक 
(११) दक्षिणावर्त 


समुद्रावत रगा कर व्यापारी गोणीर्पचन्दन के वन में भी जाते थे और वहाँ 
से प्रचुर मात्रा मे गोणीप॑चन्दन अपने साथ ले आते थे ।* 


[6] क्रप-नियम 


वशिकों की श्रेणी सामूहिक रूप से सौदा खरीदती थी। श्रेणियाँ अपने 
नियम बना सकती थी, परन्तु नियम की स्वीकृति के लिए यह आवश्यक था 
कि वह सर्वे सम्मत हो । “पूराविदान” में वश्िक्‌ू-समूह एकत्र हो कर यह 
नियम बनाते हैं कि हम लोगो में से कोई एक सदस्य माल खरीदने का. 


१. सुप्रियावदान, पृ५ ६३॥। संघरक्षितावदान, पृू० २०५ ॥, इत्यादि 
२ घर्मरुूयवदान, पु० १४२ | चुडापक्षावदान पृ० ४३८॥ 
३* पूर्रावदान, पृ० २५-२६॥ 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | १३१ 


अधिकारी नही हो सकता, अपितु गण ( श्रेणी ) ही मिल कर उस माल को 
खरीद सकता है ।* 


महासमुद्र से लौटे हुए पाँच सो व्यापारियों के सूर्पारक नगर में आने का 
समाचार सुन कर पूर्ण उनके पास जाता है। उनसे उनके माल (द्रव्य) और 
मुल्य के विषय मे पूछता है। वह उन्हे द्रव्य का मुल्य १८ लाख सुबरणों के « 
बयाने (अवद्रज्ध) मे ३ लाख सुवरणों दे कर, यह शर्ते कर लेता है कि शेष मूल्य 
वह माल ले जाने पर दे देगा । इस प्रकार सौदा ते हो जाने पर पूर्ण, माल पर 
अपनी मुहर लगा कर (स्वमुद्रालक्षितम) चला जाता हैं। यह समाचार नात 
होने पर वह श्रेणी पूर्णा को बुला कर उसे श्रेणी द्वारा किये गए नियम को 
बतलाती है । परन्तु पूर्ण इस नियम को नही मानता क्योंकि इस नियम को 
बनाते समय वह अथवा उसके भाई नही वुलाए गए थे । इस पर क्रद्ध होकर 
वरिग्‌-ग्राम उस पर ६० कार्पापण का दण्ड निर्धारित करता है | अन्त मे, 
राजा के पास यह वात पहुँचने पर पूर्ण की ही बिजय होती है ।' 


१. पूर्णावदान, पु० १६॥ 
२. वही, पू० १८-२० । 


परिच्छेद ४ 


अन्य व्यवसाय 


वस्त्र उद्योग काफी प्रगति कर चुका था । कपास से स्वच्छ सूत्र काता 


जाता था ।' कई प्रकार के तन्तुओ से वस्त्र बनाये जाते थे । ऊनी कपड़े भी 
अधिक मात्रा मे बनाये जाते थे | तत्कालीन कुछ प्रमुख वस्त्रो के नाम ये हैं--- 
कौशेय', क्षौम', काशिकों, सणयण्याटिका', कर्पास', ऊर्णादुकूल", कम्बल 
इत्यादि । 


कपडे रंगे भी जाते थे । शुक्ल या अवदात” वबचस्षों के अतिरिक्त 


नीले!', पीले'', लाल'' और कापाय" बस्त्रो का भी उल्लेख हुआ है । 





कण हण दर 


११. 
१२. 


१३. 
१४. 


ज्योतिष्छावदान, पु० १७०-१७१। 

चन्द्रप्रभवोधित्तत्ततचर्यावदान, पृ० १६६ ॥, रुद्राययावदान, पृ० ४७४ । 
वही, पृ० १६६ ॥, वही, पृ० ४७४ । 

पूर्णावदान, पृु० १७ ।, चन्द्रप्रमवोधिसत्त्वचयवदान, पु० १६६ ॥, 
रुद्रायणावदान, पृ० ४७४ । 

नगरावलम्बिकावदान, पु० ५२ । 

रुद्रायणावदान, पृ० ४७४ । 

चन्द्रप्रभ०, पृु० १६६॥ 

बही, पृ्‌० १६६॥ 

चूडापक्षावदान, पु० ४२७ | 

पूर्णावदान, पु० १७ ।, ज्योतिष्कावदान, पु० १६३ ॥, चूडापक्षावदान, 
पु० डरप ॥ 

सुधनकुमारावदान, पृ० ए८८ ।: घुडापक्षावदान, पृ० ४र८। 

पुरा विदान, पु० १७ |, ज्योतिप्कावदान, पृ० १६३ ।, चघूडापक्षायदान, 
पृ० डर८ ॥ 

वही, १० १७ ॥, वही, पृ० १६३ ॥, सुधनकुमारावदान, पृ० शृ८८ । 
शादू लकणरविदान, पृ० ३१७ । 


विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | १३३ 


“कुणालावदान” में एक स्थान पर वस्त्र रंगने के लिए कठटाहक (वस्त्र रंगने 
का पात्र) और रंग का उदाहरण प्राप्त होता है ।' प्रकृति भिक्षुणी के द्वारा 
उस आसन पर बेठे ही बैठे, चार आर्य सत्यो के हृदयगमम करने की उपमा, ऐसे 
मल-रहित वस्त्र से दी गई है, जो रंगीन जल (रज्जोदक) मे डालते ही तत्काल 
रग भ्रहणा कर लेता है ।' 


उस काल में अधिक कीमती कपडे भी होते थे, जिन्हे “महाहं” कहते 
थे ।* राजाओं के यहाँ रत्न-सुवर्णों जटित कपड़े होते थे ।* 

राजाओं के यहाँ सो जलाकाओ वाले छत्रों (शतशलाकं॑ छत्तम और 
सौवरण मणि व्यजनो का अस्तित्व तत्कालीन सिलाई के प्रचार का सूचक 


है ।' 


' इस के अतिरिक्त कई अन्य उपयोगी उद्योग धन्धे प्रचलित थे । अनेक 
मंजिल वाले भवनों, प्रासादों एव स्तूपो का निर्माण कुशल स्थपतियों का 
अस्तित्व प्रकट करता है ।' चित्रकार प्रतिमाओं का चित्रण करता था ॥" 
कुभकार मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करते थे ।* 


दूकानें “आपरण”* या “आवारी”* के नाम से सवोधित की जाती 


थी । ये दुकाने कई तरह की होती थी | तेल आदि सुगन्धित पदार्थों वाली 
दूकानें “गान्धिकापण'*, पाव रोटी विस्कुट आदि की दूकाने “ओऔकरिका- 


कुणालावदान, पृ० २६९० । 

शादू लकर्णावदान, पृ० ३१७ । 
रुद्रायणावदान, प० ४६५ | 

घन्द्रप्रभ०, ० १६६९॥ 

ज्योतिष्कावदान, पृ० १७७ ।, घूडापक्षावदान, पृ० ४४४॥। 
कोटिकर्णावदान, प० २॥, ज्योतिष्कावदास, पु० १७२ |, 
रुद्रायणवदान,प्‌० ४७१ 

७. रुद्रायणावदान, पृ० ४६६ । 

८. चुूडापक्षावदान, पृ० ४३४ । 

६. मंत्रकन्‍्यकावदान, पृ० ४६६॥, घर्मरूच्यवदान, पृ० १५७ । 
१० पूर्णाबदान, प० १६९, १७१। 

११. पांशुप्रदाना०, पृ० २१८॥ 


हुए रद & द! 4० ४० 


१३४ | दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


(ओत्करिका, उक्करिका-) पर” सोने-चाँदी आदि अलंकारो की दूकानें 
“हेरण्यिकापण'”*, शवकर की दूकान “शर्करावारी”, फुट्ल्‍रकवस्त्र की दृकान 
“फुडकवस्त्रावारी” तथा काशिक बस्त्रों की दुकान “काश्चिकवस्त्रावारी”' 
कहलाती थी। 


१। 


अनेक खनिज-पदार्थों की ओर भी संकेत हे-- 
(१) अयस्‌--फौलाद 

(२) लोह"--लोहा 

(३) कास्य या कंस---कासा 

(४) रजत, रूप्य'----चाँदी 


. (५) सुवर्ण,' कनक,'' जाबूनद,'' हेम, हिरण्य,'" शतपल --सोना 


कप 


(६) ताम्र"--ताँवा 





न 
+ 


म 
ह 


गा छ 40 :द न सा 


११. 
श्र 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


मेत्रकन्यकावदान, पृ० ४६६। 
चही, पृ० ४६६॥ 
पूर्णावदान, पु० १८ । 
वही, पृ० १८॥ 
वही, पृ० १८॥ 
कोटिकर्णावदान, पू० ४ ॥ 
वही, पृ० ४॥, श्रशोकावदान, पु० २८० ॥ 
ज्योतिष्कावदान, पृ० १७०॥ 
रुद्रायणावदान, पु० ४७३ । 
श्रशोकावदान, पु० २८० । 
चही पृ० २८०। 

तशोकावदान, पृ० २७३॥। 
इन्द्रदामब्राह्मणावदान, पृ० ४६-५० । तोयिकामहावदान, पृ० ३०४-३०५ । 
मेत्रकन्यकाबदान, पृ० ५०४ ॥ 
चही, पृ० ५०६ । 
रुद्रायगावदान, पू० ४७३। 
ज्योतिष्काबदाब, पू० १७०। 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | १३५ 


(७) त्रपु--टीन, रांगा 
(८) अभ्र--अवरक 
सोने और चाँदी का प्रयोग पात्र' और आभूषण" के लिए होता था। 


सोने को तपाकर उसे स्वच्छ किया जाता था। शरीर के आदर वर्ण का 
वर्णान तपाये सोते से किया गया है ।* 


न 
ध्े 


पुर्णावदान, पृ० १६। 

ज्योतिष्कावदान, पु० ६७० । 
श्रशोक्षावदान, पू० २८०१ 
चन्द्रप्रमबोधिसत्त्वचर्यावदान, पृ० १६६। 
मेन्रकत्यकावदान, पु० ५०४ । 


[हल 4४ 4० 


परिच्छेद ५ 


जीविका के साधन 


“दिव्यावदान” में ऐसे विभिन्न श्रमिको का उल्लेख है, जो नाना-विध 
उपायो से अपनी जीविका का निर्वाह करते थे । 


(१) कर्पक--खेती करने वाले किसानो को कर्षक की सज्ञा दी गई।' 
ये कृषि-कर्म मे ही निरत रहकर, उसी से अपनी जीविका चलाते थे । ग्रहपति 
बलसेन नित्य प्रति कृषि-कर्म मे ही संग्लन दिखाई पडता है ।' “मैत्रेयावदान” 
मे भी जम्बुद्वीप निवासी-मनुष्यो के दुवारा क्रषि-कर्म किये जाने का 
उल्लेख है ।* 


(२) कुम्भकार--ये मिट्टी के घड़े आदि बनाकर अपनी जीविका 
चलाते थे ।* 


(३) कुविन्द--इनका कार्य अनेक प्रकार के वस्त्रो को वुनकर निर्मारण 
करना था । “ज्योतिष्कावदान'” में एक कुविन्द के दवारा सहस्र कार्षापरश 
मूल्य वाली यमली के निर्माण किए जाने का उल्लेख है ।* 

(४) कर्राधार--ये नाव खेने वाले मल्लाह होते थे', जो सामुद्रिक 
अथवा नदियों द्वारा व्यापार करने वालो को उनके गन्तव्य स्थल पर पहुँचा 
कर उनसे तयंण्य प्रहरा करते थे । 





शादू लकर्णावदान, पृ० ३२६ ॥ 

कोटिकणबिदान, पृ० २। 

सेत्र यावदान, पृ० ३६। 

चुडापक्षावदान, पु० ४३४, ४४२ ॥ 

ज्योतिष्कावदान, पृ० १७१। 

धर्मरुच्यवदान, पृ० १४२ ॥, चुडापक्षावदान, पृ० ४३८। 


हा उी थक 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | १३७ 


(५) वरिक्‌--वारिज्य द्वारा अपनी जीविका-यापन करने वालों को 
वरस्तिक कहा गया है ।* 


(६) गणिका-मथुरा में वासवदत्ता नाम की एक गरिका का उल्लेख 
है, जिसका शुल्क (फीस) ५०० पुराण था । 

(७) चोर--आ्रावस्ती और राजग्रृह के मध्यस्थित महाटवी में निवास 
करने वाले एक सहुख चोरो का उल्लेख है, जिनके पास क्रूषि, वारिज्य या 
जीविका के अन्य साधन न होने के कारण वे मार्ग में जानेवाले पथिकों का 
घन लूट कर अपनी जीविका निर्वाह करते थे ।* 


(5) पशुपालक और गोपालकॉ-कुछ लोग पशुपालन भी करते थे । 
इन पशुओ मे गाय का प्रमुख स्थान ज्ञात होता है । 
(६) नैमित्तिक और लक्षराज्ञ-शुभाशुभ निमित्तो और लक्षणों को 
'जानने वाले भी थे ।* 
(१०) भूततन्त्रविदु--भूत-प्रेत-ग्रह आदि के आवेशो को जानने वालों का 
स्थान था (६ लोग किसी अनिष्ट के उपस्थित होने पर इन्हे भी बुलाते थे । 


(११) वेद्य--ये रोगो की चिकित्सा करते थे ४ 


(१२) वृद्ध-युवति (दाई)--इनका कार्य प्रसव-काल उपस्थित होने पर 
बच्चे को सुव्यवस्थित ढग से उत्पन्न कराना होता था। बच्चे के जीवित रहने 
के लिए ये कुछ उपायो का भी निर्देश करती थी ।* 





शादू लकर्णावदान, पृ० ३२४ । 
पांशुप्रदानावदान, पृु० २१६ । 


सुप्रियावदान, पुृ० ५६ । 
रुद्रायणावदान, पु० ४८५ । 
कुशालावदान, पृ० २६३ । 
घर्मरुच्यवदान, पु० १४५ 
पुर्रावदान, पु० १५ । 
चुडापक्षावदान, पृ० ४२७ । 


ही 6 हुए दृध «& ० ६० ५४० 


१३८ | विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 

(१३) धात्री -धात्रियो का कार्य सम्यक्‌ रूपेणा लालन-पालन करना 
था।' 

(१४) भृतक--ये मजदूरी करके अपनी जीविका चलाते थे । 

(१५) अयस्कार--ये ऐसी सुइयो ( सूचियों ) का निर्माण करते थे, जो 
जल में तरती थी ।' 

(१६) चित्रकार--वस्त्रो पर भी ये प्रतिमाओ का चित्रण करते थे ।* 


(१७) अहितुण्डिक--जो सर्पों के द्वारा अपनी जीविका-यापत 
करते थे ।' 


(१८) लुब्धक--लुव्यथक मछलियो " तथा मूगो " का शिकार कर अपना 
पेट पालते थे | 


(१६) गोघातक--ये वृषभ के माँस द्वारा अपने परिवार का पोषण 
करते थे ।* 


(२०) सौकरिक--शूकरो के माँस-विक्रय द्वारा जीविका चलाने वालों 
को सौकरिक कहते थे ।* 


(२१) औरभ्रक--उरभ्रो को मार कर उनके मांस-विक्रय से जीविका' 
चलाने वाले भी थे । 


न्न्क्ी 


« सुधनकुमारावदान, पृ० २८७ । 
- सहसोदृगतावदात, पु० १८८ । 

- माकन्दिकावदान पु० ४५० । 

« रुद्रायणावदान, पृ० ४६९६ ॥ 

« सुधनकुमारावदान, पृ० २८४, घुडापक्षावदान, पु> ४३५॥। 
स्वागतावदान, पृ० ११६॥ 

- सुधनकुमारावदान, पू० र८ोड़े 
« रुद्रायशावदान, पृ० ४६० । 

- अश्योकवर्णावदान, पृ० ८5५ । 

- चुडापक्षावदान, पृ० ४३६ 
2०. कोटिकर्णावदान, पृ० ६॥ 


46 «6 ज्ए 4० 


डी 6 ४0१ 


डी3 


4. 6 >ा >< 4 ०६ 0 :० <० 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | १३६ 


(२२) गान्धिक--तेल आदि सुगन्धित पदार्थों को बेचने वाला ।' 
(२३) शस्त्रोपजीवी--शस्त्रों से आजीविका चलाने वाला ।' 
(२४) नापिनी-स्त्रियाँ भी केश इ्मश्र्‌ च्छेदन करती थी ।* 
(२५) मालाकार-माली ।' 

(२६) शाकुनिक--शिकारी या वहेलिया ।' 

(२७) तत्नरवाय--बुनकर ।' 

(२८) स्थपति--झशिल्पी ।' 

(२६) गणक--ज्योतिषी । 


« पाशुप्रदानावदान, पु० २१८४ 
« माकन्दिकावदान, पु० ४५७ । 
« पांशुप्रदानावदान, प्ृ० २३३ ॥ 
« धर्मरुच्यवदान, पू० १५३॥। 
« साकन्दिकावदान, पु० ४५६॥। 
« पांशुप्रदानावदान, पृ० २३५ । 
- ज्योतिष्कावदान, पृ० १७८। 

* कनकवर्णावदान पृ० १०७१ | 


परिच्छेद ६ 
झद्रा हे 


पारिश्रमिक देने या अन्य व्यापार-क्रियाआ में मुद्राओं (सिक्‍्को) का प्रचलन 
था | सब से अधिक कार्षापण का उल्लेख हुआ है। मजदूरी कार्पापणों में 
दी जाती थी ' या ऐसे भी मजदूर थे, जिन्हे कृपि-कर्म के लिए भक्त (भोजन) 
पर रखा खाता था ।' उस समय गोशीपें चन्दन का मूल्य बहुत अधिक था । 
“पूर्णावदान”! में पूर्ण नामक व्यक्ति गोशीप॑ चन्दन का चूरणों एक सहस्न कार्पापण 
में वेचता है ।* 


,. कार्पापण के वाद “दीनार” भी अधिक प्रचलित था। एक बार राजा 

“अशोक यह घोपणा करते हैं कि जो मुझ्के निम्न न्‍्थक का शिर ला कर देगा, 
उसे में, “दीनार” दूंगा ।४ इसी प्रकार पुष्यमित्र ने एक वार श्रमण का शिर 
ले आने वाले को सौ “दीनार” देने की घोषणा की थी ।* 


“पुराण” नामक मुद्रा का भी उदाहरण प्राप्त होता है। मथुरा में 
वासवदत्ता नाम की एक महार्थ गणिका की फीस पाँच सौ “पुराण” 
थी ।* 





१. पुर्सावदान, पृ० २६ । 

२० नगरावलम्बिकावदान, पु० ५५॥ 
३. पूर्णावदान, पृ० १६। 

४. वीतशोकावदान, पूृ० २७७ । 
५. श्रशोकावदान, पृ० २८२। 

६. पांशुप्रदानावदान, पूृ० २१८६। 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | १४१ 


इनके अतिरिक्त “निष्क” ', “सुवर्ण” और “भाषक”' सिकको का भी 
उल्लेख प्राप्त होता है । 


तत्कालीन प्रचलित मुद्राओं की तालिका--- 

(१) कार्पापण । 

(२) माषक 

(१) प्राण 

(४) सुवर्खो ह 
(५) दीनार 


) 
(६) 
[१] कार्षापण 


कार्पापण के विपय में यह उल्लेख मिलता है कि एक शिल्पी को ५०० 
कार्पापण प्रतिदिन देते की चर्चा हुई है । एक दूसरे स्थल पर पूर्ण ५०० 
कार्षापण से गोशीयं॑चन्दन के एक लट्ठे को खरीदता है ।" इसी प्रकार जब 
भविल-पत्नी अपने वालको के लिए कुछ खाद्य-पदार्थ ले आने के लिए कहती 
है तो पूर्ण उस से कार्पापण देने के लिए कहता है ।' इन उल्लेखों से यह 
प्रतीत होता है कि कार्पापण देनिक व्यवहार का कोई छोटा सिक्का था | इसके 
लिए “पुणाविदान” में “आरकूटाकार्पापणान्‌” यह प्रयोग भी प्राप्त होता है । 
इससे कार्पापण किस धातु का सिक्‍क्रा था, इस पर प्रकाश पड़ता है। 
मनुस्मृति के अनुशीलन से विदित होता है कि कार्पापण ताँवे का सिक्का होता 
था । अन्य पुरातत्त्व सम्बन्धी खोजों से भी इसी बात की पुष्टि होती है ।* 


इन्द्रनामब्राह्मसावदान, पु० ४दे । 
* पूर्णावदान, पु० १६-२० । साकन्दिकावदान, पु० ४५६ ॥ 
« वही, पृ० १८ | 
- पूर्णावदान, पृ० २६॥। 
- वही, पृ० १८ । 
- वही, पृ० १८ । 
* वही, पृ० श८।. - 
« मनुस्मृति, श्रध्याय ८, इलोक १३६॥ 
पुरातत्व निबन्धावली -- राहुल साँकृत्यायन, पृ० २५६॥। 


दि वी &छ -# >८< #७< >णए 0 ४७ 


१४२ | विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


कही-कही चाँदी के कार्पापण का भी उल्लेख मिलता है ।* किन्तु इस अवदान 
में आरकूट शब्द का प्रयोग होने से ऐसा प्रतीत होता हैं कि उस समय पीतल 
(आरकूट) के कार्पा पण का प्रचलन था, क्योंकि सभी प्रामाणिक कोश्षों में 
आरकूट शब्द का अर्थ पीतल ही किया गया है ।' 


[२] साषक 


यह कार्षापण की अपेक्षा छोटा सिक्‍क्रा रहा होगा", क्‍योंकि जब पूर्ण भाविल- 
पत्नी से कार्पापण माँगता है तो वह पहले उसे कार्पापण देने मे आाना-कानी 
करती है और बाद में एक मापक उसे देती है। इसके लिए भी 
“आरकूटमापक' शब्द का प्रयोग होने से यह भी पीतल का ही सिक्का प्रती ते 


होता है । 
[३| पुराण 


पुराण अवच्य ही कार्पापण की अपेक्षा बडा सिक्का रहा होगा । जैसा 
कि इस सन्दर्भ से प्रतीत होता है--मथुरा की वासवदत्ता नाम की महार्ष 
गरि[का की फीस ५०० पुराण थी। वह उपग्रुप्त पर आसक्त हो गई और 
उसे बुलाने के लिए अपनी दासी को भेजा । जब वह नही आया तो वासवदत्ता 
ने सोचा कि वह वस्तुत: ५०० पुराण न दे सकने के कारण नही आ रहा है । 


भतः पुनः अपनी दूती को सन्देश देकर प्रेषित किया कि मुझे आपसे कार्षापण 
की भी अपेक्षा नही ।' 


यह सिक्‍क्रा किस धातु का था, यह दिव्यावदान से ज्ञात नही होता ! 
किन्तु मनुस्मृति से विदित होता है कि यह चाँदी का सिक्का होता था।' 


९. पुरातरय निबन्धावली, पृ० २५५ 

२. ४ डशा5ऊवा साशात ांलागाधए 87 श, जतंधा$ (922०, 
49), "6 $प्रत्यॉड शाह शाही 09०४00089-- ५. $, 
379०, 7986, 85), हलायुध कोश--सं० जय शंकर जोशी, पुृ० १५३। 

३. पूर्णावदान, पृ० १८॥ और इसकी तुलना कीजिए - पुरातत्व निबन्धावली 
राहुल सांकृत्यायन, पु० २५३ । 

४. पूर्णावदान, पृ० १८ । 

« पांशुप्रदानावदात, पृ० २१८०२१६ | 

६. मनुस्मृति, अध्याय ८, श्लोक १३६। 


शैद 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | १४३ 


मोनिअर विलियम ने भी अपने कोश में इसे चांदी का सिक्का माना है ।' इसी 
प्रकार आप्टे ने भी इसे चाँदी का ही सिक्का कहा है जो ८० कौड़ी के बराबर 
होता था।* 


[४] सखुबर्ण 


“पूर्णावदान” में “सुबर्सालक्षा:” शब्द का प्रयोग किया गया है! तथा 
“माकन्दिकावदान” में “सुवर्शालक्ष” तथा “सुवर्णास्य लक्ष” शब्दों का प्रयोग 
किया गया है । इससे यह प्रतीत होता है कि सुवर्ण मामक सुद्रा का उस 
समय प्रचलन था। किन्तु इसका आपेक्षिक मुल्य क्या रहा होगा यह अवदान 
के सन्‍्दर्भों से ज्ञात नही होता । मनुस्मृति के अनुशीलन से यह विदित होता 
है कि १६ माझ्षे का परिमाण सुबरण कहलाता था। इस परिमाण वाला 
सिक्का भी सुवर्ण कहलाता था ।' मनुस्मृति की कल्लुक की टीका मे कहा है 
कि परिमाणवाची सुवर्ण शब्द पुलिंग है।' इससे ध्वनित होता है कि मुद्रा- 
वाचक सुवरों शब्द नपु सक लिंग रहा होगा, किन्तु म्रृच्छकटिक के प्रयोग से यह 
विदित है कि मुद्रावाची सुबर्ण शब्द पु-लग में भी प्रयुक्त होता था ।* 


“सुवर्ण' संज्ञा से ही प्रकट होता है कि यह सुवर्णा का सिक्‍क्रा रहा होगा। 
वी० एस० आप्टे और मोनिअर विलियम ने इसे स्वर्ण का सिक्का कहा है । 





१. 6 इथाएंफो शाशीतओं छैंजींगाशए--शा श, ज्ञां]पक्वा॥$ (9982०, 
635) 

२. 6 8प्रतक्लाईँ इशाहंतपा साहा छीॉंजणाणाआाए- ऐ्ै. $5. 8768 
(788०, 342) 

पूर्रावदान, पृ० १६-२० । 

साकन्दिकावदान, पु० ४५६ । 

मनुस्मृति । भ्रध्याय ८५, श्लोक १३४॥ 

* वही, श्रध्याय ८, श्लोक १३४ को कुल्लूक दीका। 

“नन्‍्वहुं दशसुवर्सान्‌ प्रयच्छमि', मृच्छकटिक २-३ । 

- फ6 इप्रतेद्याह# इशाओंदाए साहाओ णाणराणाव्ाए--रैं. $, 9० 
(0382९, 609), & इ्याडंतवा शाष्टीात शैेरींणाक्षाए--शा हर्थ, 
५/।।७॥5 (7486, 4236) 


॥ 6 ## #४ ९ ० 


१४४ | दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


[५] दीनार 

अवदान के ऊपर निदिष्ट सन्‍्दभो में “दीनारः” तथा “दीनारणतं” दाब्दों 
का प्रयोग किया गया है ।' किन्तु दीवार किस धातु का और किस मूल्य का 
सिक्का था यह इन सनन्‍्दर्भो से ज्ञात नहीं होता। वी० एस० आप्टे! और 
मोनिञअर विलियम के अनुसार यह एक विशेष प्रकार का सोने का सिक्का था । 
मोनिमर विलियम के अनुसार इसका मूल्य समय-समय पर बदलता 
रहा ।' 
[६] निष्क 


“इन्द्रनामब्राह्मगावदान” और “तोयिकामहावदान” में “शतंसहल्रारि 
सुवर्शानिप्का” इस वाव्याज्ष का कई बार प्रयोग हुआ है, जिससे यह विदित 
होता है कि निष्क सोने का सिक्का रहा होगा । इसके परिमाण तथा मूल्य 
के विपय में अवदान से कुछ ज्ञात नही होता । विविध ग्रन्यी के अनुशीलन से 
प्रतीत होता है कि निष्क का परिमाण तथा मूल्य समय-समय पर बदलता 
रहा होगा । मनुस्मृति के अनुसार निष्क का परिमाण चार सुवर्णों के वरावर 
था ।' हलायुध कोश के अनुसार निष्क ४ सुवर्णा मुद्रा के वरावर था ।' 
अमरकोश के अनुसार निष्क १०८ सुबर्सो के वरावर था।" अमरकोश के 


१. वीतशोकावदान, पृ० २७७ ॥, भ्रशोकावदान, पृ० २८२ । 
२. गरगाठ8 8एक्‍ंथा5! इगाशता थिशा॥। छीणवंणाक्षए--५. 8. 96, 
(7०28०, 252] 

३ 0 डशाशंता। जाह्ीश छातरीणाक्षए-आंः |, ज्राताधव5, (022०, 
48] ) 

इन्द्रनामब्नाह्मगावदान, पृ० ४4 ॥, तोयिकामहावदान, पु० ३०४-३०५४ । 
'मनुस्पृति । अध्याय ८५, इलोक १३७। 

हलायुधकोश--संपादक जयशंकर जोशी, पु० ३१८॥ 


ढ़ दूत एृद 2 


श्रमरकोश, तृतीयकाण्ड, नानार्थवर्ग । 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप--- १४४५ 


अनुसार निष्क और दीनार समानार्थंक है ।' वी० एस० आप्टे' और मोनिअर 
विलियम' के अनुसार भी यही प्रकट होता है कि निष्क एक सोने का सिक्का 
था, जिसका परिमाण तथा मूल्य समय-समय पर बदलता रहा । 





१. श्रमरकोश, तृतीयकाण्ड, नानाथंवर्ग । 
२. 776 5707४ इच्यारंताि शाड्ाशी जिलाणाशए-५, 8. 6966 
(0928०, 298) 


३. # ५शाएता आाशाशी ालांगरक्षए-- ई श, शाताशार (992०, 
५ 562) 





चोथा अध्याय 
राननी ति 


परिच्छेद १ 
परिच्छेद २ 
परिच्छेद ३ 
परिच्छेद ४ 
परिच्छेद ५ 
परिच्छेद ६ 
परिच्छेद ७ 


राजा 
मंत्री 
न्याय-संत्र 
युद्ध 
दंड-व्यवस्था 
कर 
अधिफारो एवं सेवक-गण 


परिच्छेद १ 
राजा 


[क] घासिक श्रौर श्रधासिक राजा 


राजवकर्ता भूतानां राजव च विनाशकः । 
घर्मात्मा यः स कर्ता स्थादर्षर्मात्ता विनाशक:।' 


दवेतकेतु के इस कथानानुसार धामिक राजा ही प्रजा का रक्षक होता है । 
अपने धर्मानुष्ठानों के फलस्वरूप ही वह जन-शक्ति के मध्य एक अम्यहं णीय 
व्यक्ति के रूप मे प्रतिष्ठित होता है। जहाँ कही भी प्रजा का राजा के प्रति 
स्नेह एवं समाहत दृष्टिकोण दिखलाई पड़ता है, वह उसकी चारित्रक हृढ़ता, 
त्यागमय जीवन, तपस्वी एवं सत्पथानुयायी होने के कारण ही है । राजा के 
लिए शील ही परम घर्म है| अस्तु, एक मात्र शील-सम्पन्न राजा ही जनता 
का हित्तचिन्तक एवं विश्वासाहं होता । 


भद्रशिला नॉमक राजधानी मे चन्द्रप्रभ नाम का एक धामिक राजा राज्य 
करता था । वह सर्वेपरित्यागी था। उसने इतना दान दिया कि समस्त जम्बुद्वीप 
वासी महाधनी हो गए । हस्ति, अइव, रथ और छत्र का इतना अधिक दान दिया 
कि जस्वुद्वीप के प्रत्येक मनुष्य हाथी, घोडो और रथों पर चलने लगे। उसने 
समस्त जम्बुद्वीप निवासियों को नानाविध आभूषण और मौलिपट्ृ-वस्त्र प्रदान 
किये, जिससे सभी मौलिधर और पट्टवर हो गए । उसने समस्त जम्बुद्रीप-वासी 
भनुष्यो को यह अचुमति दे “दी कि यावत्कालपयेन्त मैं जीवित हुँ, तब तक 
सभी राजक़ीड़ा करें | उतके त्याग की चरमावस्था वहाँ निखर उठती है जब 
रोद्राक्ष ब्राह्मण के द्वारा अपने शिर की याचना किए जाते पर वह उसे सह 
शिरोच्छेदन की अनुमति प्रदान कर देता है ।* 





१. महाभारत-शान्ति पर्व, अध्याय ८ १, श्लोक दे 
२. चद्धप्रभवोधिसत्त्वर्यावदान, पृ० १६६, २०१ । 


१५० | दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


ऐसे मैन्रात्मक, कारुणिक, सत्त्ववत्सल, निरुपमगुणाधार एवं सर्वजनमनोरथ- 
परिपूरक राजा के प्रति समस्त जनता ही अत्यधिक अनुरक्त है । अपने इन 
उदात्त गुणों के कारण ही राजा चन्द्रप्रभ सारी प्रजा का प्रिय, इष्ट एव 
दर्शनीय बना । वे इसकी छवि-पान करते हुए कभी तृप्त न होते थे । 


धर्म-पुर्वक राज्य करने के कारण ही राजा रुद्रायरा के अपने पुत्र शिखण्डी 
को राज्य सौप कर प्रन्रज्या ग्रहण करने के लिए जाते समय अन्तः पुर, अमात्य 
पुरवासी, जनपद तथा अन्य नाना-देशों से आगत जनकाय सभी उनके पीछे- 
पीछे जाते है। अत' रुद्रायण शिखण्डी को सम्बोधित कर कहता है--/पुत्र, 
मया धर्म राज्य कारितमू, येन मे इयन्ति प्राणिशतसहस्रारि/ पृष्ठतो$नुवद्धानि 
त वयापि धर्मेश राज्य कारयितव्यमित्ति” तथा उसे यह भी आादेश देता है -- 
धुत्र, त्वया राज्यं कारयता कस्यचिदपराध्य न क्षन्तव्यमिति/” ॥! 


राज्य की श्री-वृद्धि राजा के कर्मो पर निर्भर होती है । राजा चन्द्रप्रभ के 
धामिक होने का ही यह परिणाम था कि उस की राजधानी भद्रशिला नगरी 
“खद्धा”', “स्फीता? “क्ष मा, “सुभिक्षा' एवं “आकीर्णवहुजनमनुष्या” थी । 
उसमे चतुर्दिक्‌ चन्दनादि सुगन्धित पदार्थों से युक्त सुरभित समीर का प्रसार हो 
रहा था| एक ओर प्रस्फुटित पद्म, कुमुद, पुण्डरीक तथा रमणीय कमल पुष्प 
मण्डित स्वादु, स्वच्छ एव शीतल जल परिपुर्ण तडाग, कूप और प्र्रवण का 
नयनाभिराम दहन होता हैं तो दूसरी ओर ताल, तमाल, कर्णिकार, अशोक, 
तिलक, पु नाग, नागकेसर, चम्पक, वकुल, पाटलादि पुष्पो से आच्छादित एवं 
कर्लावक, शुक, शारिका, कोकिल, मयूर, जीवजीवक आदि नानाविध पक्षि-गण 
निकूजित वनषण्डोद्यात हमारे चित्त को वरबस आक्ृप्ट कर लेता है | तत्रस्थ 
मरिगर्भ राजोद्यान का मनोरम हृदय भी अवलोकनीय है । इस प्रकार भद्रशिला 
नगरी अमरालय-सहश विराजमान थी ।* 


हस्तिनापुर मे उत्तर-पाचाल महाधव नामक एक धासिक राजा राज्य 
करता था | उसका नगर सुसमृद्ध, सर्वेक्षे मयुवत, तस्कर, दुभिक्ष और रोगादि 
से रहित था। उसके राज्य में समय-समय पर यथेष्ट वर्षा होती थी, जिससे 


१. रुद्रायणावदान, पूृ० ४७२। 
२. चन्द्रप्रभवोधिसत्त्वचर्यावदान, पृ० १६५४ ॥ 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | १५१ 


प्रभूत शस्य-सम्पत्ति का प्रादुर्भाव हो गया था। वह राजा श्रमणा, ब्राह्मण, 
क्ृपण और याचको को दान देता था तथा उनका सत्कार भी करता था।' 


महाधनी एवं महाभोगी राजा कनकवर्ण धर्मानुसारेश राज-कार्ये 
का प्रतिपादन करता था। उसके घामिक होने से सर्वत्र सुभिक्ष का ही 
अवलोकन होता है। उसकी राजधानी कनकावती पूर्व और पश्चिम से १२ 
योजन लम्बी एवं उत्तर दक्षिण से ७ योजन विस्तृत थी। राजा कनकवर्णा 
के राज्य मे 5० हजार नगर, १८ कुलकोटी, ५७ ग्रामकोटी एवं ६० हजार 
कर्वेट (ग्राम) थे। सभी ऋद्ध, स्फीत, क्षेमन-युक्त, सुभिक्ष और आकौरण-बहुजन 
मनुष्य थे ।' 


कुछ राजा ऐसे थे, जो अपने राज्य का पालन एकलौते वेटे के समान 
करते थे। वाराणसी का राजा ब्रह्मदत्त अपने राज्य का पालन इसी रूप में 
करता था ।* 


दूसरी ओर राजा के अधर्म एवं क्र, राचरण से संत्रस्त जनता तदितर 
सद्धमंपरायण राजा का आश्रय लेती थी | दक्षिणपांचाल राजा अधर्मभूयिष्ठ, 
महाचण्ड, क्रोधी एवं कर्कश स्वभाव का था। वह नित्य ही राष्ट्रनिवासियों 
को घातन, धारण, वन्धन, हडि, निगडादि उपायो द्वारा त्रस्त किया करता 
था, जिससे समस्त जनकाय देश का परित्याग कर मैत्रात्मक एवं अनुकम्पा युक्त 
चित्त वाले उत्तरपांचाल राजा के राज्य मे चला जाता है।* 


भहाप्रणाद राजा के भी अध्मंपूर्वेक राज्य करने का उल्लेख है। 
अधमंपूर्वक राज्य करने से राजा का विनिपात नरक में होता था। 
इसीलिए देवेन्द्र भक्त महाप्रणाद के अधमंपूर्वक राज्य करने से उसे मना 
करते है ।'* 








१. सुधनकुमाराबदान, पूृ० २०८३ | 
२. कनकवर्णावदान,  पू० १८०१ 
३. मेण्डकाबदान, . पु० 5२। 
४. सुधनकुमारावदान, पु० र८रे । 
५. शैन्न यावदान, पु० ३६१ 


१५२ | दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


[ख] पंच-ककुद 
राजा के पाँच राजकीय चिन्ह माने गये हैं-- 


(१) उष्णीष 

(२) छत्र 

(३) खड्गमणि 
(४) बाल-व्यजन 
(५) उपानह । 


इनकी “पंच-ककुद” सज्ञा है। राजा विम्विसार भगवान्‌ बुद्ध से मिलने के 
लिए उनके पास जाते समय अपने इन पच-ककुदो को रख देते है । 


[ग] राज्याभिषेक 


राजा की हत्या कर, पुत्र दुवारा स्वयं राज्य पर प्रतिष्ठित हो जाने का 
उदाहरण प्राप्त होता है । अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर स्वयं ही पह्ट 
बाधकर राज्य पर अधिकार कर लेता है ।* 


इसके विपरीत राज्य-भार सहर्ष सोंपे जाने पर भी कुछ लोग उसे 
स्वीकार करने के लिए राजगृह नही जाते थे | उपोषध राजा की मृत्यु हो जाने 
पर अमात्यगरणा, उसके पुत्र मान्धात के पास राज्याभिषेक का सन्देश भेजते 
है । किन्तु वह कहता है-- 


“यदि मम धर्मेण राज्य प्राप्स्यते, इहेव राज्याभिषेक श्रागच्छतु! । 


ज्ञात होता है कि राज्याभिषेक-कर्म अधिष्ठान के मध्य रत्वनशिला पर 
स्थित श्रीपर्यक (राज-सिहासन) पर किया जाता था । क्योकि ये सभी वस्तुएँ 
अभात्यो के निर्देश करने पर दिवौकस नामक यक्ष के द्वारा शीघ्र ही 
उपस्थित की जाती है। इतनी तैयारी हो जाने पर मान्धात फिर कहता 


है--- 


तर 





प्रातिहायंसुत्न, पृ० 4१ । 
« ज्योतिष्कावदान, पु० १७३। 
« मान्धयातावदान, पु० १३० ॥ 


एप 5०9 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | १४३ 


“यदि धर्म रा राज्यं प्राप्स्यते, अमनुष्या: पट्टं बन्धन्तु” । 
अशोक भी राज्याभिषेक के पूर्व, अपने पिता बिन्दुसार के रुष्ट होने पर 
कहते है-- 
“यदि मस धरम रा राज्य भवति, देदता सम पट बन्धन्तु” ॥ 
[घ] राजा का चुनाव 


राजा की अपूुत्र मृत्यु हो जाने पर ही राजा के चुनाव का प्रश्न उठता 
था । समाज मे श्रेष्ठ व्यक्तियों का आदर होता था | लोग चरित्रवान्‌ व्यक्ति 
को एक मत हो राजा चुन लेते थे । उत्पलावती राजधानी में राजा की बिना 
किसी सन्‍्तान के ही मृत्यु हो जाने पर महामात्रगण सोचते है--“नान्यत्र 
रूपावतकुमारात्कृतपुण्यात्कृतकुशलात्‌” और वे रूपावत कुमार को राज-पद 
पर प्रतिष्ठित कर देते है ।* 


एक अन्य स्थल पर भी राजा की अपुत्र मृत्यु हो जाने पर जनता द्वारा 
सात्विक एव प्राज्ञ व्यक्ति को राज-पद पर अभिषिक्त करने का उल्लेख प्राप्त 
होता है । राक्षसियो द्वारा अन्तः:पुर सहित सिहकेसरी राजा को खा लिये 
जाने पर समस्त पौर, अमात्य एवं जनपद-निवासी सार्थवाह सिहल को, 
सात्विक एव प्राज्ञ देख कर उसे राज्य पर अभिपिक्त कर देते है ।* 


[2] प्रजावत्सलता 


कनकवरण[ विदान मे राजा का अपने राज्य एवं प्रजा के प्रत्ति अखण्ड 
स्नेह देखने को मिलता है। नेमित्तिको के दवारा किये गए निर्धोष को सुन कर 
राजा कनकवर्ण अश्न्‌-प्रवाह्‌ करता हुआ कहता है -- 


“अहो बत से जास्वुद्वीपका मनुष्याट, श्रहो बत से जस्वुदवीप: ऋद्धर, 
स्फोत्तः, क्षेस: सुभिक्षो रसणोयो बहुजनाकौण सनुष्यो नवचिरादेव शुन्यो 
भविष्यति रहितसनुष्यः ।”! 





१. मान्धातावदान, पृ० १३०-३१ । 
२. पांशुप्रदानावदान, पृ० २३५ ॥ 
३. रूपावत्यावदान, पृ० ३०८ ) 

४. साकन्दिकावदाल, पु० ४४५४ ॥। 


१४४ | विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


राजा को दरिद्र, अल्पवन और अल्प अन्न-पान-भोग वाले मनुष्यों के 
जीवन-यापन की चिन्ता होती है और एतदर्थ वह गरणक, महामात्रामात्य, 
दौवारिक एवं पारिपदो को बुला कर समस्त जम्बुद्वीय से अन्नादि को एकत्र 
करने, उन खाद्यान्नो का माप करने तथा सभी ग्राम, नगर, निगम, कर्वट और 
राजधानी में एक कोष्ठागार की स्थापना करने का आदेण देता है । उन लोगो 
के दुवारा ऐसा कर लिये जाने पर वह सख्या-गणक और लिपिकों से सभी 
मनुष्यों की गएाता कर उन में सम-वितरण करने के लिये कहता है । 
[व] धर्म-कार्य में सहायता 

भगवान्र क्षेमंकर बुद्ध क्षेमावती राजधानी में विहार करते थे । बुद्ध 
के परिनिर्वाण प्राप्त करने पर राजा क्षेम एक चैत्य की स्थापना करता है। 
साथ ही स्तूप चेत्यादि के निर्माण-कार्य मे अन्य लोगो को स्वीकृति एवं उचित 
सहायता भी प्रदान करता है । किसी वरशिक्‌ श्रेष्ठी द्वारा भगवान बुद्ध के 
चैत्य को महेजार्यतर करने का विचार प्रकट करने पर राजा क्षेम उस से 
कहता है--यथाभिग्रेतं कुर ।” किन्तु ब्राह्मणी दुवारा इस कार्य मे बाबा उप- 
स्थित किये जाने पर जब वह श्र प्ठी पुनः राजा के पास जाता है तो वह अपने 
सहस्नरयोवी पुरुष को उस की सहायतार्थ देता है और उसे यह आदेग देता है 


कि “यद्यस्थ महाश्रे ष्ठित: स्तृपमभिसस्कुर्वंत: कश्चिदपनयं करोति, स॒त्वया 
महता दण्डेन शासयितव्य: | 


[छ] सोहादंपुर्ण-संबन्ध 

“रुद्रायणावदान” मे एक राजा का अन्य राजा के साथ सीहाद-पूर्ो 
संवन्ध देखने को मिलता है। एक दूसरे से सर्वेथा अहृष्ट (अपरिचित) होने 
पर भी वे आपस में सख्य-भाव रखते थे | उनके हृदय पारस्परिक म॑न्यात्मक 
बुद्ध यनुप्रारित होते थे । एक राजा अपने लिये सुलभ वस्तुओं को अन्य राजा 
के पास प्राभूत (उपहार) रूप मे भेजता था, जो उस राजा के लिये दुरलेभ 
होती थी । यह ज्ञात होने पर कि राजा विम्विसार को रत्न दुर्लभ है, 
रुद्रायण उस के लिए प्राभत-रूप मे रत्नो को भेजता है और साथ ही दूतों 
के दुवारा एक लेख (पत्र) भी देता है, जिसमे लिखता है---“प्रियवयस्य, त्व 


१. कनकवर्णावदान, पृ० १८१ । 
२. धर्मेरुष्यवदाल, पूृ० १५० । 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | १५५ 


ममाहष्टसखा । यदि तव किचख्विंद्‌ रोसके नगरे करणीय भवत्ति, मम लेखों 
दातव्य: । सर्व तत्‌ परिप्रापयिष्यामि” । बदले मे विम्बिसार, अमात्यो के यह 
कहने पर कि रुद्रायण को वस्त्र दुलंभ है, उस के लिए उत्तम बस्त्रो को 
प्राभूत-रूप मे भेजता है और यह लेख भी देता है-“प्रियवयस्य, त्व 
ममाहष्टसखा । यत्किचित्तव राजगृहे प्रयोजनभवति, मम लेखों दातव्यः । तत्सर्व 
परिप्रापयि-ष्यामि? । इस प्रकार उन में पारस्परिक सहयोग का एक उज्ज्वल 
एवं समुन्नत दृष्टिकोण उपलब्ध होता है । 


राजाओं की अनेक स्त्रियाँ होती थी । राजा उदयन की दो स्त्रियाँ-- 
इ्यामावती और अनुपमा, थी । इसके अतिरिक्त उसके अन्तःपुर मे ५०० अन्य 
स्त्रियों के होने की भी चर्चा है। महाधनी एवं महाभोगी राजा कनकवर्णो 
के अन्तःपुर मे वीस हजार स्त्रियाँ थी।' 


अन्तःपुर तीन श्र णियो में विभक्त थे--- 


(१) ज्येष्ठक 
(२) मध्यम 
(३) कनीयस 


राजा प्रायः स्त्री के वश में हुआ करते थे । अनुपमा के दवारा इयामावती 
को मारने के लिये कहें जाने पर माकन्दिक भयभीत हो सोचता 
है-- “स्त्रीवशगा राजान.” और ज्ीघत्र ही दयामावती को मारने का उपाय 
करने के लिये उद्यत हो जाता है।' 


एक स्थान पर राज-पद को प्रमाद का स्थान कहा गया है । किसी 
च्यवनधर्मा देवपुत्र के पच पुव॑निमित्त प्रकट होने पर देवेन्द्र शक्त उस से प्रणाद 
राजा की अग्रमहिपी के कुक्षि मे प्रतिसक्रान्ति (प्रतिसंधि-ग्रहरा) के लिये 
कहते हैं, तो वह कहता है---“प्रमादस्थानं कौशिक । बहुकिल्विषकारिणो 





« रुद्रायशावदान, पृ० ४६९५ ॥ 

« साकन्दिकावदान पुृ० ४५५०४५६॥ 

« कनकवर्णावदान, पूृ० १८० । 

» कोटिकर्णावदान, पृ० २॥, साकन्दिकावदान, पु० ४५२ । ।£ 
- साकन्दिकावदाल, पृ० ४५७॥ 


45 «< ->ए ७0 «७ 


१५६ | दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


हि कौशिक राजान:। मा अधर्मेश राज्य कइत्वा मरकपरायणों 
भविष्यामीति” |! 


[जि] घचक्रवर्ती-राजा 


चतुरन्तविजेता राजाओं को चक्रवर्ती की संज्ञा दी जाती थी। चत्रवर्ती 
धामिक राजा के पास-सप्त रत्न होते थे । ये रत्न इस प्रकार थे*--.- 

(१) चक्र-रत्त 

(२) हस्ति-रत्न 

(३) अदब-रत्त 

(४) भणि-रत्त 

(५) स्त्री-रत्न 

(६) ग्ृहपति-रत्न 

(७) परिणायक-रत्न 





“सेन्रेयावदान, पृ० ३५॥ 
वही, पृ० ३६ ॥ अशोकवर्णावदान, पृ० ८७ ॥ सान्धातावदान, 
पृ० १३२। 


4० ८० 


परिच्छेद २ 
मंत्री 


राज्य-शासन का मंत्री भी एक भंग होता है । अभेद्य, शुचिपरायण, 
स्थिर-धी, प्रभावशाली, शीलवान्‌, मैत्यादि सदगरा-युक्‍त मत्री ही राजा के लिए 
वरेण्य है। ऐसे मंत्री का सुयोग राज्य के श्री-राहित्य का कारण नहीं बनता । 
उस का राज्य सदेव फलता-फूलता रहता है । राजा चन्द्रप्रभ के ऐसे ही साढ़े 
६ हजार मन्‍्त्री थे । इन मे से दो अग्रामात्य थे, जो अन्य अमात्यो से अधिक 
पण्डित, मेधावी तथा विशिष्ट गुण वाले थे ।' राजा कनकवर्ण के राज्य मे 
१८ हजार अमात्यो के होने का उल्लेख है ।' 


अग्रामात्य महाचन्द्र, राजा को सत्करमंप्रवृत्यर्थ प्रेरित करने के अतिरिक्त 
समस्त प्रजा-जन को भी हितकर कर्मो के अनुष्ठान का आदेश देता है । वह 
निरन्तर ही जम्बुद्वीप वासी भनुष्यो को दस कुश कर्मो के लिये प्रेरित करता 


है---/'इमाव्‌ भवन्‍्तो जम्बुद्वीपका मनुष्या दश कुशलान कर्मपथान्‌ समादाय 
वर्तंथेति” ।॥* ल्‍ 


मंत्री, राजा अथवा राज्य के अनिष्ट को नही सहन कर सकते थे । इससे 
उन्हें असह्य पीडा होती थी । राजा चन्द्रप्रभ और उस के राज्य के विनाश- 
सुचक स्वप्न को देख कर समस्त मत्रिगण कितने भयत्रस्त, चिन्तित एवं दु.खी 


दिखाई पडते है।वे सभी शिवेतर-क्षय के लिए एक स्वर से कार 
करते है-- 





१. चन्द्रप्रभबोधिसत्त्वचर्यावदान, पु० १६७ 
२ कनकवरसणा!ाविदान, पु० १८० । 
३. चन्द्रभभवोधिसत्त्वचर्यावदान, पुृ० १६७ । 


१४४ | दिव्यावदान में संस्कृति फा स्वरूप 


“मा हैव राज़श्चन्प्रसस्य महापृथिवीपालस्य मंत्रात्मकस्प कारुरिएकस्य 
सत्त्ववत्वलस्थानित्यतावलमागच्छेतु, सा हेव अस्माक देवेन सार्थ नानाभावों 
भविष्यति विनाभावों विप्रयोग:, मा हैव श्रात्राखो5परित्नाणो जम्बुदवीपों 
भविष्यतीति”' । 


महाचन्द्र अग्रामात्य ने तो इस संकट से बचने का उपाय भी ढूंढ निकाला 
कि यदि कोई राजा का शिरोयाचनक आया तो उसे एक रत्नमय शिर के 
द्वारा प्रलुब्ध किया जायगा; और तदर्थ एक रत्नयय शिर बनवा कर 
कोशकोष्ठागार मे रख लिया | इतना ही नही महाचन्द्र और महीधर दोनों 
अग्रामात्य राजा चन्द्रप्रभ का विनाश देखने मे असमर्थ हो पहले ही अपने ऐहिक 
शरीर का परित्याग कर देते है ।' 


राजा शिखण्डी के धर्मपुर्वेक राज्य करने पर हिरझः और भिरुक नाम 
के उस के शुभचिन्तक मनन्‍्त्री जनपद की उपमा पुष्प-फल वाले वृक्ष से 
देते है-- 


“पुष्पफलवृक्षसहशा देव जनपदा: । तद्यथा देव पुष्पव॒क्षाः फलवृक्षाइच 
कालेन काल सम्यक्‌ परिपाल्यमाना श्रनुपरतप्रयोगेण यथाकालं पुष्पाणि फलानि 


चानुप्रयच्छन्ति, एवसेव जनपदा: प्रतिपाल्यमाना श्रनुपरतप्रयोगेण यथाकाल 
करप्रत्यायाननुप्रयच्छन्ती ति'! ॥* 


परन्तु इस के विपरीत दूसरी ओर दो दुष्ट अमात्य उससे कहते है--- 


“देव नाऋन्दिता नालुछ्चिता नातप्ता नोत्पीडितास्तिलास्तेलं प्रयच्छन्ति, 
तहन्नरपते जनपदा इति” ॥* 


एक ओर भद्र एवं सदमात्यों का योग, राजा की श्री-वृद्धि तथा प्रुण्य- 
प्रसव मे एक सुहृढ कारण होता था तो दूसरी ओर इस के विपरीत, दुष्टामात्य 
राजा के कल्मष-गतं-पत्तन में कारण होते थे । ग 

मन्त्रियो के दवारा किये गए प्रजा-पीडन के भी उदाहरण प्राप्त होते 
है । अशोक के राज्य काल में तक्षशिला के नगरवासियों ने विद्रोह प्रारंभ कर 


१. चन्द्रप्रभोधिसत्त्वचर्याबदान, पु० २०१ । 
२. रुद्रायणावदान, पु० ४७७ ॥ 
हे. चही, पु० ४७७ 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | १४८ 


दिया । अशोक ने तत्पशमत्तार्थ अपने पुत्र कुशाल को भेजा । कुणाल के पहुँचने 
पर वहाँ के नागरिको ने उनका उचित सत्कार कर कहा--“न तो हमलोग 
राजकुमार के विरुद्ध है और न राजा अशोक के ही, अपितु उन दुष्टामात्यों 
के विरोधी है, जो हमारा अपमान करते है” ।* 


इसी प्रकार एक अन्य स्थल पर विन्दुसार के समय मे तक्षशिला के लोगों 
दुवारा मन्त्रियो के प्रजापीड़क शासन के विरुद्ध विद्रोह करने का उल्लेख प्राप्त 
होता है । राजा विन्दुसार अशोक को चतुरगिणी सेना के साथ तक्षशिला 
भेजते है। यहाँ भी अशोक को नगरवासियों से वैसा ही उत्तर प्राप्त 
होता है-- 


“न वयं कुमारस्य विरुद्धाझ, नापि राज्ञो बिन्दुसारस्प, श्रपितु दुष्टामात्या 
प्रस्मारं परिभव कूर्वस्ति” ।* 





१. कुणालावदान, पु० २६३ । 
२. पांशुप्रदानावदान, पु० २३४। 


परिच्छेंद ३ 
न्याय-तन्त्र 


तत्कालीन न्याय-पद्धति, तात्कालिक और निष्पक्ष थी। वादी और 
प्रतिवादी दोनों राजा के समक्ष पहुँचते थे और राजा उनका न्याय करता 
था। किसी वकील और अदालती खत की आवश्यकता न थी । एक वार 
चरिग्‌-प्राम अपने बनाये हुए नियम के भग किये जाने के अभियोग में कद्ध 
होकर पूर्ण पर ६० कार्पापणो का जुर्माना (आतप) घोषित करता है । यह 
बात राजा को ज्ञात होने पर वह पूर्ण और वरणिग-प्राम को अपने पास 
वुलवाते है । राजा वरिग-ग्राम से, पूर्ण पर किये गये जुर्माने का कारण पूछते 
है । वे कहते है--“देव ! वरिग ग्राम ने यह क्रियाकार (समझौता, नियभ) 
किया था, कि कोई भी व्यक्ति अकेला पण्य को नही खरीदेगा। किन्तु पूर्ण ने 
अकेले ही खरीद लिया हे” | पूर्ण कहता है-“देव | क्‍या इन लोगों ने 
क्रियाकार करते समय मुझे या मेरे भाई को बुलाया था ?” इस पर वे कहते 
हैं---“देव ! नही ।” इस प्रकार दोनो पक्षों की बात सुनकर राजा यह अन्तिम 
न्याय करते है-- 


“भवन्त:, शोभनं पुर्ण: कथयति” ॥ 


कितनी सरल, सुगम एवं सुन्दर यह न्याय-विधि थी ! दोनो पक्षो के यथार्थ 
बातों की जानकारी और फिर तत्काल निर्णय | न वकीलों की भक-कक, न 
धन का अपव्यय और न दस-पन्द्रह वर्ष की लम्बी अवधि । 





१ पृुर्णावदास, पु० २०। 


परिच्छेद ४ 
युद्ध 


अमर्ष के कारण राष्ट्रापमर्दन किये जाने का उल्लेख प्राप्त होता है । 
धनसंमत राजा यह सोचता था कि केवल मेरा ही राज्य समृद्ध, स्फीत, क्षेम, 
सुभिक्ष एवं आकीर्णाबहुजन-मनुष्य है। किन्तु मध्यदेश से आगरत वरणिकों के 
दवारा यह ज्ञात होने पर कि मध्यदेश के वासव राजा का भी राज्य ऐसा ही 
है, उसे अमर्ष उत्पन्न होता है और वह चतुरगिणी सेना का संवाहु कर मध्थ- 
देश के राज्य को विनष्ट करने के लिए जाता है ।' 


[क] सेना 


सेना के लिए “बलकाब” या “वलौघ” शब्द प्रयुक्त हुए है । राजा 
के यहाँ उचित सैन्य-शक्ति रहती थी। किसी कार्वेटिक (गाँव के मुखिया) 
आदि के विरुद्ध होने पर, वह उसके विनाश के लिए सेना भेजता था ।* 


राजा के यहाँ चतु रगिणी सेना रहती थी। चतुरग बलकाय के चार अंग 
थे“ 

(१) हस्तिकाय 

(२) अश्वकाय 

(३) रथकाय 

(४) पत्तिकाय (पदाति) 


मंत्र यावदान, पृ० ८ । 
वही, प्रृ० रे८ । 
सुधनकुमारावदान, पु० २८५६ | 
वही, पु० २८६। 

. मेत्रयावदान, पु० ३८। 


सद &€ «० <० 


१६२ | विव्याववान में संस्कृति फा स्थडप 


राजपदाशिपिक्त रार्थवाह सिहल चतुरंग बलकास का संनाह कर 


ताम्रदवीप से राक्षप्तियों को निर्वासित करने जाता है ।' 


किसी कार्वटिक के विरुद्ध होने पर राजा तत्प्रथमनाथ दण्टमग्थान [सैन्य- 


समूह) भेजता था। दो-तीन बार भेजने पर भी जब अपने सैन्य समूह की 
पराजय होती थी, तो राजा रवय जावा था और यो भी शस्वोगजीयी बहाँ 
रहते थे, उन सबको साथ चलने का आदेश देता था ।' 


[ख| प्रहरण-उपकरण 


नाना-विधि प्रहरण-उपकरगा का भी उल्लेश प्राप्त होता है-- 


(१) खड्गो या असि'---तलवार 

(२) मुशल" 

(३) तोमर'---अस्ब विशेष “गंडासा” 
(४) पराश---वधिने का उपकरणा “रस्सी 





छ 


११ 


१३: 


वी 25: 86: शउ्टए ५7 


मसाकन्दिकावदान, पृ० ४५४ । 
वही, पृ० ४५६-५७ । 
सुधनकुमारावदान, पु० २६० । 
पांशुप्रदानावदान, पु० २३५ ॥ 
सुधनकुमारावदान, पृ० २६० । 
वही, पृ० २६९० । 

वही, पु० २६० । 

वही, पृ० २६० । 


* वहीं, पृ० २६० ॥ रुद्रायशावदान, पु० ४६० 
१०, 


रुद्रायशावदान, पु० ४६० । 
मेत्रेयावदान, पु० ३५।, कुणालावदान, पु० २४६ 
वही, पु० ३५१ 


#द & बहाएं 4० ५० 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | १६३ 
(१०) परदवध'--कुल्हाड़ी 
(११) क्रकच--आरा 
(१२) परशु--फरसा 
(१३) क्ुर-छुरा 


एक ऐसे मणिवर्म (मणियुक्त कवच) का उल्लेख प्राप्त होता है, जिस की 
पाँच विशेषताएं थी -- 


(१) शीतकाल मे उष्ण संस्पशें और उष्ण काल में शीत संस्पर्श गुण 
(२) दुश्छेचता 


(३) ढुर्भेद्यता 
(४) विषष्नता, और 
(५) अवभासात्मकता । 


« सुधनकुमारावदान, पृ० २६० । 


कुणालावबदान, पु० २७० । 
वही, पु० २७० । 


- वही, पु० २७० । 
« रुद्रायण।वदान, पु० ४६५ ॥ 


परिच्छेद ५ 


दर्ड-व्यवस्था 


तत्कालीन दण्ड-विधान अत्यन्त कठोर था । दण्ड-स्वरूप हाथ, पैर, नाक, 
कान काट लिए जाते थे । मथुरा निवासिनी गण्िका वासवदत्ता का हाथ, पैर, 
कान और नाक काट कर इमशान में छोड दिया गया था ।* 


राजा अशोक तिष्यरक्षिता को दण्ड देने के लिए अनेक प्रकार के बब- 
प्रयोगो का उल्लेख करते हैं -- 


कफ 


(१) परणु-प्रहार से उसके शिर को काट डालना चाहते है । 

(२) अथवा सुतीक्षण नखो से, उसके दोनो नेत्र निकाल कर, उसके 
गरीर को ऐसे ही डलवा देना चाहने है । 

(३) अथवा जीवन्तिशूला । 

(४) अथवा क्रकच से उसकी नाक काट डालना चाहते हैं । 

(५) अथवा क्षर (चाकू) से उसकी जीभ कतर देना चाहते हैं । 

(६, अथवा विष द्वारा उसे मार डालना चाहते है। 


एक अन्य स्थल पर अयोद्रोणि मे रखकर मुशल-प्रहार द्वारा हडिडियो को 
चूर कर देने का भयानक दण्ड दिखलाई पडता है ।' 


राजा के आदेशानुसार दण्ड देने के लिये, राज्य मे जिन लोगो की नियुक्ति 
रहती थी, उन्हे “वध्यघातकपुरुष'” या “वधकपुरुष”" कहते थे | 





पाशुप्रदानवदान, पु० २१६। 

कुणालावदान, पृ० २७० । 

पाशुप्रदानावदान, पृ० २३७ । 

, वही, पृ० २३५॥, बीतशोकावदान, पृ० २७२,२७३। 
५. रुद्रायणावदान पू० ४७९६ ॥ हि 


ब्दण दुण 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | १६५ 


ऐसे यातना-गृहों (टॉचर-चेम्बर) का भी वर्णन है, जिसमें अपराधियों को 
दण्डस्वरूप डाल दिया जाता था। वत्सराज उदयन व्यामावती प्रमुख पाँच 
सौ स्त्रियो के दग्ध होने का सर्वे वृतान्त जानकर क़द्ध हो योगन्धरायण को यह 
आज्ञा देता है कि वह अनुपमा सहित मकान्दिक को यन्त्रगृह में डाल कर जला 
दे ।' राजा अश्ोक तिष्यरक्षिता को जंतुग़ृह में डाल कर जला देते है।' 
“चारक” कारागृह को कहते थे ।' 





'दररकअमज«०म««+»मम.००५७५५ 4७. धम३+ मान कह. 3... 3७+६333५2००७८७...3+ ७ +%०५..०-3..3+फ-म मे, 


१. माकन्दिकावदान, पु० ४६०। 
२. कुण्ालावदान, पु० २७० । 
३. रुद्रायणाचदाल, पु० ४७६ ॥ 


परिच्छेद ६ 


क्र 


कृषकों से, राजा कर वसूल करता था। एक बार महाप्रणाद राजा के 
राज्य मे कृषक-गण तत्रस्थ यूप का दर्शन करने में ही दत्तचित्त रहने लगे और 
अपना कार्य नही करते थे । फलतः कृषिकर्म के समुच्छिन्न हो जाने से बहुत 
थोडी मात्रा में कर इकट्ठा हो पाता था ।' 


व्यापार की वस्तुओं पर शुल्क लगता था। ऐसा स्थल जहाँ पर शुल्क- 
ग्रहण किया जाता था, “शुल्क-शाला” के नाम से प्रसिद्ध था ।* शुल्क-प्रहण 
करने वाले अधिकारी की “शौल्किक” संज्ञा थी ।' 


महासमुद्रावतरण करने वाले व्यापारियों से कुछ तपंण्य-शुल्क भी वसूल 
किया जाता था ।* 


राज्य में चार प्रमुख नगरद्वार होते थे। इन चारों नमरद्वारों से पृथक्‌- 
पृथक्‌ कर आते थे । राजा कृकि ने पूर्व नगरद्वार से प्राप्त होने वाले कर को, 
चतूरत्नमय चेत्य एवं स्तूप के टूटने-फूटने पर उसकी मरम्मत कराने के लिए 
(खण्डस्फुटप्रतिसंस्क रणाय) दे दिया था ।" 


सेत्र यावदान, पृ० ३६। 

ज्योतिष्कावदान, पृ० १७० । 

बही, पु० १७०१ 

कोटिकर्सावदान, प्‌,० २ ॥, पूर्णावदान, पृ० २० । 
वही, पृ० १३॥ 


एव ० 2ए ८० 2० 


परिच्छेद ७ 
अधिकारी एवं सेवक-गण 


अन्त:पुर की प्रधान रानी को “अग्रमहिपी” की संज्ञा दी जाती थी ।* 
अमात्यों से प्रधान “ अग्रामात्य/ कहलाता था' । राजा के दरबार मे दो 
प्रकार के भृत्य रहते थे, जिन्हे ''प्रियार्यायी” और “अप्रियाख्यायी” कहते थे । 
प्रियाख्यायी समय-समय पर शुभ और प्रिय समाचार राजा को दिया करता 
था और अप्रियार्यायी अमंगल एवं अनिष्ट की सूचना देता था। दोनो को 
ही समान रूप से वृत्ति दी जाती थी।*' उपगुप्त के आगमन का शुभ 
समाचार देने वाले प्रियाख्यायी को, राजा अशोक शतसहस्त्र मुल्य वाला 
मुक्ताहार अपने शरीर से उत्तार कर देते है 


लोग राजा को उस के अनर्थ की सूचना देते मे डरते थे। द्यामावती 
प्रमुख पाँच सौ स्त्रियो के दग्ध हो जाने पर कौशाम्बी-निवासी पौर गण 
एकत्र हो, यह विचार करते है कि हम मे से कौन इस अनर्थ की सूचना राजा 
को देगा ? अन्त में वे अप्रियाख्यायी को यह कार्य सौपते है और तदर्थ उसे वृत्ति 
देने का वचन देते है ॥ अप्रियाख्यायी उपाय दूवारा राजा से घटना का निवेदन 
करता है । इस पर राजा कहते है--- 


“भोः पुरुष, उपायेन में त्वयवा निवेदितम्‌, अन्यथा ते सयासिना निक्ृषन्ति- 
तमूल शिरः कृत्वा पृथिव्यां निपातितमन्वस्विष्यदिति” ॥* 





- कुणालावदान, पु० २५४ ।, साकन्दिकावदान, पु० ४६१ । 
« चन्द्रप्रभवोधिसत्त्वचर्यावदान, पृ० १६७ । 

« साकन्दिकावदान, पू० ४५५॥ 

- कुणालावदान, पृ० २४५॥ 

« साकान्दिकावदान, पृ० ४६० । 


26. ० #ए ८७ «०9 


१६८ | विव्यावदान में संस्कृति करा स्वरूप 


सभी भोज्य-पदार्थों के समाप्त हो जाने पर अवध्ििष्ट एक मानिका 
(एक तौल विश्येष) भक्त भी प्रत्येक बुद्ध को देकर राजा कनकवर्ण अपने 
गणक, दौवारिक आदि सभी सेवकों से अपने-अपने घर जाने के लिए कहता 
है | इस पर वे कहते हैं--- 


“यदा देवस्थ श्रीसौभाग्यसंपदासीतू, तदा वयं देवेन सार्घ क्रीडता रमता 
बर्थ पुनर्वथमिदानीं देव पश्चिमे काले पश्चिसे समये परित्यक्षाम इति” ।* 


किन्तु राजा के पुनः कहने पर वे जाते समय राजा कनकवर्णा को प्रणाम 
कर कहते हैं--- 


#क्षत्तव्य॑ ते यदस्माभिः किचिदपराद्धम्‌ | श्रद्यास्मार्क देवस्थापश्चिमं 
दर्दहनसू  ।* 

इससे उनकी राजा के प्रति प्रगाढ भक्ति का परिचय प्राप्त होता है, जो 
विनीत एवं स्वामिभक्त सेवकों की अस्तिता को प्रकट करता है । 


पराधीनता की बेडी वस्तुतः वडी विकराल होती है। इसमे मनुष्य को 
सभी कार्यो को करना पडता है, चाहे वे भले हो या बुरे । उसे आज्ञा का 
अविलम्ब पालन करना पडता है, हाँया ना करने का उसे यत्किचितु भी 
अधिकार नही । इस त्रासजनक दंष्टा से अवनद्ध मानव अनिष्ट कर्म का ज्ञान 
होने पर भी विवश हो उस के सपादन में तत्पर होता है, किन्तू एक मर्म भरी 
मूक-वेदना की टीस उसके अन्तर्मानस को सदेव विलोडित करती रहती है। 


दुष्ट अमात्यो दृवारा हिरण्य, सुवर्ण, ग्राम तथा भोगादि प्रदान का 
प्रलोभन देने पर भी वधक पुरुष, पौर एवं जनपदों के अनुरक्त रुद्रायण के 
वध के लिए तत्पर नही होते । किन्तु उन दुष्ट अमात्यो के चारपालों को 
यह आज्ञा देने पर कि इन्हे पुत्र, कलन्न, सुहृत्‌, संवन्धी, वन्धुवर्ग सहित चारक 
मे बॉव दो , वे भयभीत हो कहते है-- 


“देव, श्रल क्रोधेन । भृत्या वयमाज्ञाकरा: । गच्छाम इति ।”* 


१. कनकवर्णावदान, पृ० १८३। 
२. वही, प्ृ० १८३ ॥ 
हे रुद्रायशावदान, पृ० ४७६ । 


का 


" दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | १६४८ 


इस प्रकार वे स्वीकार कर चल देते है | परन्तु उनकी आन्तरिक स्थिति 
ज्ञान हमें उस समय होता है, जव वे रुदायरा के समीप पहुँच कर 


कहते हैं--- 


ही ढ़ हुए हद ॥& हुए (० ५० 


“चय॑ ह्वन्या नृपसंप्रयुक्ता 
इहाभ्युपेतास्तव घातनाय ॥' 


“दिव्यावदान" मे प्राप्त तत्कालीन अधिकारी एवं सेवक-गण निम्नलिखित 


) अग्रामात्य---प्रधान मत्री 

) अमात्या---मंत्री 

) भाण्डागारिकॉ--भाण्डाग।र का स्वामी 

) कोष्ठागारिक--कोष्ठागार का रक्षक 

) गणक-..गणना करने का अधिकारी 

) यन्त्रकराचार्य”-शस्त्रों को सुधारने वाला 
) शौल्किक--शुल्क ग्रहण करने वाला । शुल्कशाला का अध्यक्ष । 
) घाण्टिक'--घण्टा बजाने वाला. 

) 
) 

) 


रुद्रायणावदान, पृ० ४८० । 
चन्द्रप्रभवोधिसत्त्वचर्यांबवदान, पु० १६७ । 
वही, पृ० १६७। 


- श्रद्योकावदान, पृ० २७६ १ 


भेण्ठहकावदान, पृ० ८२ ॥, माकन्दिकावदान, पु० ४६२ । 
कनकवर्णावदान, पू० १८१ । 

साकन्दिकावदान, पृ० ४५७॥ 

ज्योतिष्कावदान, पृ० १७० १ 

कुणालावदान, पृ० २४५ 


» कनकवर्णावदान, पृ० १८१ ॥, चूडापक्षावदास, पु० ४३६ ॥ 
« साकन्दिकावदान, पृ० ४६११ 
« वही, पृ० ४५५ ॥, कुणालावदान, पृ० ५२५४ 


१७० | विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप * 


) अप्रियाख्यायी'--अप्रिय (अशुभ) समाचार देने वाला सेवक 

(१३) चारपाल--पुप्तचर 

(१४) दृत'---चर 

(१५) वध्यघातकों या वधक पुरुष--वध करने वाला (जल्लाद) 

(१६) उपस्थायक' या उपस्थायिका'--सदेव साथ रहने वाला 
नौकर या नौकरानी । 


जाााााााााााााााइइअ अत न. बककलक कल 


साकन्दिकावदान, पु० ४५५, ४५६ । 

रंप्राययावदान, पु० ४७६ ॥ 

वही, पूृ० ४६५ । 

पांशुभदानावदान, पृ० २३५ ।, वीतशोकावदान, पृ० २७२॥। 
रुद्रायगावदान, पु० ४७४८ । 

वीतशोकाबदान, पृ० २७७ । 

७. वही, पू० २७७ । 


] 


व रद ६ हुए 4० ८० 


पाँचवाँ भ्रध्याय 
धर्म ओर दशेन 


परिच्छेद 
परिच्छेद 
परिच्छेद 
परिच्छेद 
परिच्छेद 
परिच्छेद 
परिच्छेद 
परिच्छेद 
परिच्छेद 
परिच्छेद 
परिच्छेद 
परिच्छेद 
परिच्छेद 
परिच्छेद 
परिच्छेद 
परिच्छेद 


0 ०0 छ 0 ७9 9 0 
नी ल्‍ धर ए(ए॑ 0 >७ >> ० 


परिषद्‌ और संघ 

चारिका, वर्षावास और प्रवारणा 
उपासना 

प्रश्नज्या 

संत्री 

दान 

सत्य-क्रिया 

षट्‌-पारमिता 

रूपकाय श्लौर घर्मकाय 
सांप्रदायिक भगड़े 

नरक 

तीन-यान 

घर्म-देशना 

कर्म-पथय 

कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त 
चिरन्तन सत्य 


परिच्छेद १ 
परिषद्‌ और संघ 


चार प्रकार की परिषदे दृष्टिगोचर होती है. 


(१) भिन्लु परिषत्‌ 
(२) भिल्षुणी परिषत्‌ 
(३) उपासक परिपत्‌ 
(४) उपासिका परिषत्‌ 


दो भिक्षु-कर्म कहे गये है--( १) ध्यान, और (२) मध्ययन । 
प्रत्नजित होने के बाद यह पूछे जाने पर कि वह कौन सा कर्म करेगा, महापन्यक 
दोनों कर्मों को करने के लिए कहता है और दोनो कर्मो का अनुष्ठान करते 
हुए सर्व क्लेश-प्रहाण हो जाने पर अहुत्व का साक्षात्कार करता है ।॥' 


भगवान्‌ बुद्ध ने भिश्ुओ को मद्य पीने एवं किसी अन्य को देने का निषेध 
किया था । भगवान्‌ ने भिक्षुओं से कहा था-- 


“मां भो भिक्षवः शास्तारमुहिश्य भवदुभिर्मद्यमपेयमदेयमन्ततः 
कुझ्ा प्रेरापि ।* 
भिक्षुओं को चार वस्तुओ की आवन्यकता रहती थी।* 


(१) चीवर 
(२ पिण्डपात 


सहत्तोदगतावदान, पृ० १८५ ॥ 
चूडापक्षावदान, पु० ४२८े । 
स्वागतावदान, पृ० ११८। 
सुप्रियावदान,पृ० ५८, शरद । 


«>€ .ए ७ ०४७ 


१७४ | दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


(३) शयनासन 
(४) ग्लानप्रत्ययभैपज्य 


बौद्धभिक्षु एव अहँतु आदि के भिक्षार्थ नगर में प्रविष्ट होने पर समस्त 
जनकाय उन का दर्शन करने के लिए निकल पडता था । शारिपुत्र एवं 
मौद्गल्यायन के भिक्षुओं के पचणत परिवार सहित कोसल में चारिका-चरण 
करते हुए श्रावस्ती पहुँचने का समाचार प्राप्त कर सभी नगर निवासी उन के 
दर्शनार्थ वाहर निकल आते हैं ।' ऐसे ही भिक्षुओं के पचशत परिवार सहित 
महापन्थक के चारिकाचरण करते हुए श्रावस्ती पहुँचने पर पुनः महाजनकाय 
दिहृक्षावश निकल पड़ता है ।* 


भिक्षु, पुरुषों को तथा भिक्षुरियाँ स्त्रियों को धर्म-देशना देती थी। 
भगवान्‌ ने अन्तःपुर मे भिक्षुओ के प्रवेश का निषेध किया था । अन्तःपुर 
को धर्मदेशना भिक्षुणियाँ ही देती थी । रुद्रायशा के महाकात्यायन से यह 
कहने पर कि--“मम बाये सान्‍्तःपुरमिच्छति श्रोतुम” वह कहते है-- 
“महाराज न भिक्षवोड्न्त:पुरं प्रविष्य धर्म देशयन्ति । प्रतिक्षिप्तो भगवता 
अन्त:पुरप्रवेश:' । रुद्रायण के पुनः प्रश्न करने पर--“आय॑, अन्न कोउन्तःपुरस्य 
धर्म देशयति” ? वह उत्तर देते है--“महाराज, भिक्षुप्यः ।' 


जो बुद्ध सहित भिक्षु-संघ को भोजन कराता था, उसे सहसा ही भोगो की 
प्राप्ति होती थी | एक गृहपति ऐसा ही श्रवण कर पाँच सौ भिक्षुओं के लिए 
भाहार ले कर जेतवन विहार में जाता है।* 


भिक्षुसंघ को भोजन कराने वाले को देव-गति की प्राप्ति होती थी। 
तदर्थ अनुरक्त चित्त मृहपति पुत्र, वुद्धप्रमुख भिक्षु-संघ के भोजनार्थ अपनी माता 
के पास पाँच सौ कार्षपापण न प्राप्त कर, भरृतिक-कर्म करने को उद्यत होता 


है ।' 


चुडापक्षावदान, पृ० ४२८ । 

वही, पृ० ४२३ । 

रुद्रायगावदान, पु० ४६४८ ॥ 
धर्मरुच्यवदान, पृ० १४७ । 
सहसोदगताबदान, पृ० १८७७--८८ । 


6 «<« -_०ण ०0 ४० 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप ] १७४५ 


बुद्ध प्रमुख भिक्षु-संघ के भोजन कराने को एक पर्व की संज्ञा दी जाती 
थी । ज्ञात होता है कि ऐसा पे प्रत्युपस्थित होने पर सभी वस्तुएं उस भोजन 
कराने वाले के यहाँ चली जाती थी, जिस से मूल्य देने पर भी कोई वस्तु 
प्राप्त नही होती थी । राजगृह मे ऐसे ही पर्व के « प्रत्युपस्थित होने पर जब 
पाँच सौ वर्क महासमुद्र से लौट कर राजगृह पहुँचते है तो उदत को कोई 
भी वस्तु प्राप्त नही होती और वे श्रवरा-परम्परया अन्वेषण करते हुए ग्रहपति 
पुत्र के पास जा उस से उत्सदनघमरंक [भुक्तावशिष्ट) की याचना करते है ।' 


गृहस्थ शिष्य उपासक और उपासिका कहलाते थे । उपासको के लिए 
चार भद्र आचरणो (शील) का विधान था| वे आचरण इस प्रकार थे ।' 


(१) प्राणातिपात-विरति 

(२) अदत्तादान-विरत्ति 

(३) काममिथ्याचार-विरति 

(४) सुरा-मैरेय-मद्य-प्रमादस्थान-विरति 

उपासक होने के लिए त्रिशरण-गमन का विधान था। जो उपासक होना 
चाहते थे, वे बुद्ध, धर्म और सघ की शरण मे जाते थे । सहसोदगत ग्रृहपति 
भगवान्‌ की चतुरा्य॑सत्यसप्रतिवेघिकी धर्म-देशना का श्रवण कर अपनी 
कृताथता प्रकट करते हुए कहता है--- 


/“*“*“एयो5ह बुद्ध भगवन्तं दरणं गच्छामि धर्म च भिक्षसंघ च। 
उपासक च मां धारय श्रद्याप्रेण यावज्जीच प्रारोपेतमभिप्रसन्नसिति'' । 

बुद्ध-शरण-गमन, धर्म-शरण-गमन एवं सघ-शरण-गमन ये नतिरत्न 
कहलाते है । 





१. सहसोदगतावदान, पृ० १६० । 
२. वही, पृ० १८७। 
३. वहीं, पृ० १६२। 


परिच्छेद २ 


चारिका, वर्षावास और प्रवारणा 


भगवान्‌ बुद्ध धर्म-प्रचार के लिए भिक्षुओं के साथ चारिका (श्रमण) करते 
थे | भिक्षुओं के सन्देहों का निराकरण करते थे। सन्देह के लिए दो भव्य 
प्रयुक्त होते बे--“काइ क्षा” और 'विमति” ।* इनमें “काड क्षा” वह सन्देह 
था, जिसमें भिक्षु किसी एक बात का निर्णाय नहीं कर पाता था और 
विमति” उस सन्देह को कहते थे, जिसमे भिक्षु की बुद्धि बिलकुल न काम 
करती थी | चारिकाचरण करते हुए बुद्ध ग्हस्थयो को वर्म का उपदेश भी देते 
श्र «» 


ये चारिकाएँ कहाँ-कहाँ पर की जाती थी ? इनका छुछ उल्लेख प्राप्त 
होता है । जैसे--- 


१) अरण्यचारिका 
(२) नदीचारिका 
(३) पर्बंतचारिका 
(४) ब्मजानचारिका 
(५) जनपदचारिका 


०. 


चारिकाचरण करने से पहले भगवान्‌ बुद्ध आनन्द के द्वारा भिश्षुओं को 





१. माकन्दिकावदान, पु० ४४८ | 

२. कनकवर्णावदान, पु० १८४ | 
हे. मेण्डकगृहपतिविभूतिपरिच्छेद, पू० ८०-८१ | 

४. सुप्रियाददान, पु० ५६ ॥ 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | १७७ 


सूचित कर देते थे कि अमुक दिन अमुक स्थान पर मैं चारिकाचरण करूँगा । 
तुम मे से जो मेरे साथ जाने का इच्छुक हो, वह चीवरादि ग्रहण कर ले । 


बुद्ध-चारिका के अठारह लाभ (अनुशंसा) बताये गये है -- 


( १ ) मअग्निभय का अभाव 
(२ ) उदकभय का अभाव 
( ३ ) सिहभय का अभाव 
(४ ) व्याप्रभय का अभाव 
( ५ ) द्वीपिभय का अभाव 
(६) तरक्षु-भय का अभाव 
( ७ ) परचक्र भय का अभाव 
( ८) चौरभय का अभाव 

( है ) गुल्म-भय का अभाव 
(१०) तरपण्य-भय का अभाव 
(११) अतियात्रा-भय का अभाव 

(१२) मनृष्य-भमय का अभाव 

(१३) मानवेतरप्राणि-भय का अभाव 
(१४) समय-समय पृरः दिव्य रूप-दर्शन 
(१५) दिव्य-शब्द-श्रवरा 

(१६) उदार-प्रकाश-ज्ञान 

(१७) आत्म-व्याकरण-श्रवण 

(१८) धर्मसभोग, आमिषसंभोग, अल्पाबाधा 


वर्षा-ऋतु मे ये चारिकाये स्थगित कर दी जाती थी। भिल्षुओं को वर्षा- 


वास का निमत्रण मिलता था | भिक्षु वर्षावास के लिए आमत्रित करने वाले 
को धर्मोपदेञ देते थे ।' 


वर्षा के अन्त में होने वाले उत्सव को प्रवारणा कहते थे ।* हर पॉँचवें वर्ष 





न 0 6 ०७ 


सुप्रियावदान, पृ० ५८ । 


« वही, पुृ० ४८ । 
* वही, पु० शक । 


बही, पु० ५८,५६९ । 


१७८ | दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


प्रवारणा। का उत्सव विशेष समारोह के साथ मनाया जाता था, इसे 
“पचवाधिक” की सजन्ञा देते थे । इसमे सर्वस्व-दान तक कर देने का उल्लेख 
प्राप्त होता है । राजा अबोक पंचवाधिक करते है। इसमे वह ४००,००० का 
दान देते है, ३००,००० भिक्षुओ, एक अहँत्‌ एवं दो दीक्षों को भोजन कराते 
है । महापृथिवी, अन्तःपुर, अमात्यगण, स्वयं तथा कुणाल को आयये संघ के 
लिए प्रत्यपित कर देते, हैं । 





१. अ्शोकावदान, पृ० २७६। 





परिच्छेद ३ 


उपासना 
[क] श्रचेता 


उपासना या अर्चना के लिए इस युग में “कारा? था “पूजा” शब्द 
प्रचलित था । इस समय भगवान्‌ बुद्ध के केश-नखादि का स्तूप बना कर, पूजा 
की जाती थी ।' तथागत की प्रतिमा चित्रित किये जाने का भी उल्लेख है।* 
पूजा पुष्प, धूप, सुगन्धादि सामग्री से की जाती थी ।' आयुष्मान्‌ पूर्ण अपने 
दोनों जानुमण्डल को पृथ्वी पर रख, पुष्पो को विखेर कर ध्षूप जला देते हैं 
और सौवर्शाभू गार लेकर आराधना करते है ।* 


[ख] बुद्धदेव 


भगवान्‌ बुद्ध के प्रति अत्यन्त श्रद्धा थी ।वे ही एक मात्र च्ाता थे। 
“नमो बुद्धाय” का श्रवण कर लोगो की हूं ष-बुद्धि का सर्वथा प्रहाण हो जाता 
था । वरिको द्वारा एक स्वर से निमु क्‍त “नमो बुद्धाय” नाद का श्रवण कर 
तिर्मिंगिल मत्स्य बुभुक्षित होने पर भी उनका भक्षण करना सर्वेप्रकारेण 
अयोग्य समझता है -- 


“न सस प्रतिरूपं स्थात्‌ यदह चुद्धस्थ भगवतो नासोद्धोषं श्रृत्वा 
आहारमाहरेयम्‌” । 


१, पुर्णावदान, पु० २६ ।, धर्मेरुष्यवदान, पृ० १५५॥ 
२. रुद्रायणावदान,पृ० ४८दे । 

३. पूर्णावदान, प्रृ०, २६। 

४ रुद्रायणावदान, पु० ४६६। 

५ धर्मच्यवदान, पु० १५५। 

६. पूर्णावदान, पु० २६। 


१८० | दिव्यावदान में संस्कृति फा स्वरूप 


भक्षण की वात तो दूर रही, वह उन सव के रक्षार्थ स्व-विवृत-वदन का 
संकोचन मन्द-मन्द गति से करता है, इस भय से कि कही सहसा मुख बन्द 
करने से सलिल-वेग द्वारा प्रत्याइत हो उनका यान न विनष्ट हो जाय ।! 

बुद्ध-प्रतिमा को देखकर मध्यदेश से आये हुए वण्णिको दुवारा मुक्त “नमों 
बुद्धाय” इस अश्व त-पूर्व घोष का श्रवण कर राजा रुद्राथगा का प्रत्येक रोम 
प्रफुल्लित हो उठा ।' 

मरणा-समय में बुद्ध नामोच्चारण एक मात्र सर्व मगल का आधान करता 
था | वरशिको को विपत्तिग्रस्त देखकर उपासक उन से कहता हु--- 


“भवन्त', तास्माकमस्मान्मरणभयान्मोक्ष: कश्चितु । सर्वेरेवास्साशिर्सतंब्यम्‌ । 
कि तु सर्व एवंकरवेण नमो चुद्धायेति वदामः । सति शरण बुद्धावलम्बनया 
स्मृत्या काल करिष्यासः । सुगतिगमन भविष्पति ।” 


फलस्वरूप वे सव एक रवर से “नमो बुद्धाय” का उच्चारण करते 
कि 


१०] 4 


अन्य देवताओं की अपेक्षा बुद्ध की प्रमुखता थी । बुद्धों के दर्शनार्थ अन्य 
देवता उनके पास आते थे । एक बार णगक्र, ब्रह्माद्रि देवता गगा रत्नथिखी 
सम्यक सवुद्ध के दर्णनार्थ उनके पास गये और उनके चरणों की घिरसा 
वन्दना कर बेठ गये ।* 


[ग] त्रिशरण-गसन 


! क्िसी भी प्रकार की विपत्ति से, प्राणी बत्रिशरणग-गमन दुवारा मुक्ति 
प्राप्त कर सकता है । इस विधि का अनुष्ठान जीवो के भवितव्य को भी 
विनप्ट कर देता है । किसी च्यवनधर्मा देवपुत्र के “ आज से सातवे दिन मैं 
दिव्य-सुख का अनुभव कर राजगृह नामक नगर में एक सूकरी की कुक्षि में 
प्रवेश करू गा और वहाँ मुक्के अनेक वर्षो तक उच्चार-प्रस्नाव [मत्त-मृत्र | का 





धर्मरुच्यवदान, पु० १४४ ॥। 
रुद्रायणावदान, पु० ४६७ । 
घर्मं रुच्यवदान, पु० १४३ । 
मंत्रेयावदान, पु० ३८। 


कण 4० ८७ 


श्र 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | १८१ 


परिभोग करना पड़ेगा', यह सोचकर अत्यधिक व्यथित हो विलाप करने पर 
देवेन्द्र भक्त उससे बुद्ध, धर्म एव सघ की शरण जाने के लिए कहते हैं। 
तदनन्तर, 

“एघो5हुं कौशिक बुद्धां शरणं गच्छामि द्विपदानामग् यम, धर्म शरण 
गच्छामि विरागाणाप्तग्र यम, संघ शरण गच्छामि गणानासग्र यम । 


ऐसा कहने पर वह मृत्यु को प्राप्त हो तुषित नामक देवनिकाय में उत्पन्न 
होता हैं | तुपित नाम के देव गण स्व काम समृद्ध होते है। 
त्रिशरण-गमन के माहात्म्य को देवेनद्र गक्र इस गाथा द्वारा प्रकट 
करते हैं-- 
“ये बुद्धा शरणं यान्ति न ते गच्छन्ति दुर्गतिस। 
प्रहाय सानुषानू_ कायानु दिव्यातु कायानुपासते ॥ 
मे घ॒र्म शरणं यान्ति न ते गच्छन्ति दुर्गतिम । 
प्रहाय मानुषान्‌ कायानू्‌ विव्यान्‌ कायानुपासते ॥ 
ये संघ शरणं यान्ति न ते गच्छन्ति दुर्मति्ठ । 
प्रहाय मानुषान्‌ कायात्‌ दिव्यान्‌ *" कायान्‌ पासते |।” 
भगवान्‌ बुद्ध भी देवेन्द्र गक्त के वचनो का अनुमोदन करते हुए कहते हैं 
कि बुद्ध, धर्म एवं संघ की शरण में जाने वाले मानव-देह का परित्याग कर 
दिव्य-देह धारण करते है ।* 
त्रिभरण-गमन के परिणाम स्वरूप ही दो शुक-जावक चातुर्महाराजकायिक 
देवों के मध्य उत्पन्न होते है ।' 
[घ] देवता 


देवताओं की प्रार्थवा करना तत्कालीन धामिक जीवन का अभिन्न अग 
था। अपनी इष्ट-सिद्धि के लिए लोग देवताओं का स्मरण एवं स्तवन करते 








१. सुकरिकांवदान, पृ० १२०१ 
२. सुकरिकावदान, पृ० १२११ 
३२ शुकपोतकावदान, पु० १२३॥। 


१८२ | विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


थे। लोगो द्वारा सन्तानार्थ देवाराधध किए जाने के उदाहरण प्राप्त होते 
है। निःसन्‍्तान व्यक्ति के चिन्तातुर होने पर उसके सुहृदु-संवन्धी एवं बरान्धव- 
गण उसे “देवताराधनं कुरु | पुत्रस्ते भविष्यतीति । का आश्वासन पूर्ण 

सन्देश देते थे ।' सन्तान-प्राप्त्यर्य उस समय शिव, वरुण, कुबेर, वासवादि 
तथा अन्य भी कई अनेक देवताओं की उपासना की जाती थी, जैसे आराम- 
देवता, वन-देवता, चत्वर-देवता, शव गाटक-देवता और वलिप्रतिग्राहिक-देवता ।' 


धनद-समान रत्नाक्षय होने पर भी मित्र, पुत्र-शोक से व्यथित था। 
वह प्रचलित लोक-प्रवादानुसार धनद, वरुण, कुत्रेर, गकर, जनारदन, पिता- 
महादि देवता विश्ञेष से पुत्र याचना करता है। रुद्र, चक्रायुध [विप्णु], वञ्भधर 
[ इन्द्र ), स्रष्टा [ ब्रह्मा ), मकरध्वज, मयूरासन गिरिसुतापुत्र [ पण्मुख |, 
शखदलावदात-सलिला गगा आदि की शरण ग्रहण करता है तथा साथ ही 
ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान देता है ।* 


शिवेतर-क्षय के लिए भी देवाराधन प्रचलित था। विपत्ति से आकान्त 
होने पर जिस मनुष्य की जिस देव में भक्ति होती थी, वह उससे 
तत्रशमनार्थ याचना करता था । जम्बु-हीप लौटते समय तिमिगि- 
लोत्पन्न मरण-भय प्रत्युपस्थित होने पर जीवन का कोई अन्य उपाय न देख 
वरिग्जन शिव, वरुण, कुवेर, महेन्द्र, उपेन्द्राद देवों से परित्राणार्थ याचना 
करते है ।* 


एक अन्य स्थल पर, महासमुद्रावतरण करने पर वहाँ उपस्थित महा- 
कालिकावात के भय से त्रस्त, दारुकर्णी के साथ गये हुए वरिगू-जन अपनी 
रक्षा के लिए इस प्रकार देवता याचन करते है--- 
“शिववरुणकुवे रध्क्रब्नह्मादा 
सुरमनुजो रगयक्षदानवेन्द्रा: । 





सुधनकुसारावदान, पृ० २८६। 
वही, पृ० २८०६॥। 
मेत्रकन्वकावदान, पु० ४<२-४६३ । 
धर्मरुच्यवदान, पृ० १४३। 


न क >> ७ 


दिव्यावदान सें संस्कृति का स्वरूप | १८३ 


व्यसनमतिभय॑ वय॑ प्रपन्ना: 
विगतभया हि भवस्तु नोध्य नाथा: ४ 


केचिन्तमस्यन्ति शचीपति नराः 
ब्रह्माणमन्धे हरिशंकरावपि ॥ 


भुम्याश्रितान्‌ वृक्षवनाश्रितांइच 
त्राणाथिनों वातपिशाचदस्थाः (यक्षाः ?) ॥' 


इस प्रकार इन्द्र, वरुणादि वैदिक देवताओ के अतिरिक्त यक्ष, नागर, भूत, 


पिशाच, वृक्ष, नदी आदि को भी देवता मान कर उनकी पूजा करने की परम्परा 
थी। 


वैदिक-युग का अत्यन्त प्रभावशाली देवता इन्द्र या शक्त था। यह देवता 
इस काल में भी वर्तमान था, परन्तु वेदिक-युग का झक्र बहुत ही वलवान्‌ था, 
जवकि इस काल के शक्त की महिमा में कुछ कमी न होने पर भी उसका 
स्थान बुद्धदेव से कम था । एक वार भगवान्‌ लौकिक चित्त उत्पन्न करते है 
कि देवेन्द्र ञक्त तीन सहस्न कार्षापण लेकर आ जाँय । फलतः वे कार्पापणो को 
लेकर उपस्थित होते है और भगवान्‌ को देकर उनके चरणों की शिरसा 
वन्दना कर वही अन्तहित हो जाते है ।' शक्र को देवेन्द्र कहा जाता था, क्योंकि 
इन्द्र देवताओ का राजा है। इस युग के शक्र को, हम उन्ही कामों में संलग्न 
पाते है, जिन कामों मे पुराणों का इन्द्र लगा रहता था, जेसे--तपस्था करने 
वाले की सत्यता की परीक्षा करना आदि । 


रूपावती के त्याग के गौरव से आक्ृष्ट हो देवेन्द्र शक्त उसके त्याग्-प्रयो जन 
की परीक्षा लेने आते है । रूपावती कहती हे-त्याग करते समय या त्याग करने 
के बाद किसी भी प्रकार का क्षोभ या अन्यथाभाव मेरे चित्त मे नही उत्पन्न 
हुआ। शक्त के यह कहने पर कि इस पर कौन विश्वास करेगा, वह सत्यता का 
प्रमाण देने के लिए कहती है-- 


“पेन सत्पेन ब्रह्मन्‌ सत्यवचनेनोभी स्तनों परित्यजासीति परित्यज्यन्त्या: 
परिज्यज्य वा नाभूच्चित्तरयान्यथात्वस्‌, नाभृच्चित्तस्प विप्रत्ततिसारः, श्रपि च 





१२. पूर्णावदान, पु० २५। 
२. श्रशोकवर्णावदान, पृ० ८५ । 


१८४ | दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


बरहान्‌ येन सत्येत सया दारकस्थार्थायोमी स्तनों परित्यकतो, न राज्यार्थ न 
भोगार्थ न स्वर्गार्थ न शक्रार्थ न राज्ञाँ चक्रततिनां विषवार्थ नान्यत्राहमनुत्तरां 
सम्यक संवोधिमभिसंबुध्य. श्रदान्तानू दमयेयस््‌ श्रमुक्‍तानु, मोचयेयस, 
अनाश्वस्तानाववासयेयम्‌, श्रपरिनिव्‌ तानू परिनिर्वापयेयम्‌, तेन सत्येन सत्यवचनेन 
स्त्रीन्द्रियमन्तर्धाय पुरुषेन्द्रियं प्रादुर्भवेत्‌ ।/* 


और ऐसा कहते ही वह एक पुरुष हो जाती हे और उसका नाम रूपावती 
से रूपावत कुमार हो जाता है । 


“नगरावलम्विकावदान” में देवेन्द्र शक्त यह सोचते हे कि पुण्य और अपुण्य 
के अप्रत्यक्षदर्शी होने पर भी मनुष्य दान देते हैं और पुण्य करते है, फिर 
मै पुण्यो का प्रत्यक्षदर्शी और अपने पुण्य-फल में घ्थित हुआ भी क्‍यों न दान दू 
और पुण्य करूँ ? और ऐसा विचार कर वह क्ृपणवीथी मे जा निवास के लिए 
अपना घर बनाता है । स्वय कुविन्द का वेश और शी, कुविन्द-स्त्री का वेश 
धारण कर निवास करती है। भिक्षाचरण करते हुए आयुष्मात्‌ महाकाध्यप के 
पात्र को वह दिव्य सुधा से भर देता था ।* 


तत्कालीन देवताओं में निम्नलिखित को गणना की गई है-- 
१) शिव 
२ ) वरुण 
कुबेर 
) वासवर' 
) धचद 
शंकर 


( 
( 
( 
(४ 
(५ 
(६ 





रूपावत्यवदान, पु८ ३०४। 

चगराबलस्विकावदान, पृ० ५२-५३। 

कोटिकशारविदान, पृ० १ ।, पूर्णावदान, पु० २५ । 

वही, पु० १ ॥, वही, पु० २५ ।, सेत्रकन्यकावदान, पृ० ४६३ । 
५. वही, पृ० १॥, बही, पु० २५, बही, पृ० ४६३ । 
सुधनकुमारावदान, पु० २८६ । 

मेत्रकन्यकावदान, पु० ४६३ । 

पूर्णाषदान, पृ० २५ ।, मंत्रकम्यफावदान, पु० ४८६३ ॥। 


१५9 >>) “४०9 
के + 


6 ६? 
ड पिन 


डी2 


डी 6 #0 >< ८६ ७ 0 2० 


विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | १८५ 


१४) गिरिसुतापुत्र' 
(१५) गगा' 

(१६) भहेस्द्र 

(१७) उपेन्द्र। 
(१८) शक्ता 

(१६) आराम-देवता'' 
(२०) वन-देवता' 
(२१) चत्वर-देवता'* 


» मैन्नकन्यकावदान, पृ० ४६३। 
* वही, पृ० ४४६३ १। 
« वही, पृ० ४६४। 


वही, पृ० ४दै४ । .। 
वही, पु० ४८४ । 


» वही, पु० ४६४॥। 


वही, पृ० ४६४ । 


» चही पु० ४देंढ । 
« वही, पृ० डेदेड४। 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४, 
१५. 


धम रुच्यवदान, पु० १४३ । 

बही, पु० १४३ । 

कोटिकर्णाविदान, पृ० १ ॥, पुर्णावदान, पु० २५॥ 
वही, पू० १। 

बही, पू० १। 

सुधनकुमारावदान, पु० २८६॥ 


१८६ | दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


(२२) श्इगाठक-देवता' 
(२३) वतलिग्रतिग्राहिक-देवता' 
(२४) ब्रह्मा 

(२५) उरयों 

(२६) यक्ष' 

(२७) दानवेरद्र 

(१८) वात" 

(२६) पिशाच 





क 


शी छू हू हु कण दुण ॥क 


* फोठिकर्णावदान, पुृ० ६ | 


बही, पृ० १॥ 
चही, पृ० १ |, पुणविदान, पु० २५ । 


- पुर्णाबदान, पृ० २५१ 


वही, पृ० २५॥ 
चही, पू० २५ । 
वही, पूृ० २५ ॥ 
वही, पृ० २५ 


परिच्छेद ४ 


अव्रज्या 


[क] प्रव्नज्या सर्वसाधारणा 


भगवान्‌ के सघध मे ऊंच-नीच तथा जाति-पॉति आदि किसी भी प्रकार 
का भेद-भाव न था । धन-धान्य समृद्ध पुरुषों एवं राजानमहाराजाओ से 
लेकर क्ृपण तथा छूद्र मनुष्यो तक सबके लिए प्रत्रज्या का द्वार खुला था। 
क्या ब्राह्मण और क्या शुद्र सभी प्रश्नजित किए जाते थे प्रन्नज्या सर्वे-साधारण 
की वस्तु थी। भगवान्‌ बुद्ध ने मातग-दारिका प्रक्नृति को प्रत्नजित किया था ॥' 
समुद्र-यात्रा से लोटे हुए वण्णिग-जन माता-पिता, पुत्र, कलन्न, दास-दासी, 
कर्मंकर, मित्र, अमात्य, ज्ञाति-जनादिको मे अपने रत्नों का यथान्याय संविभाग 
कर प्रन्नज्या-ग्रहण करते है और क्रमशः जअहत्त्व का साक्षात्कार करते हैं।' 
श्रोण कोटिकरणों अपने माता-पिता की मृत्यु हो जाने पर समस्त धनराशि 
को दीन, अनाथ एवं कृपणो को दे कर आर्य महाकात्यायत के पास जाता 
है और प्रव्नज्या- ग्रहण करता है । अनाथपिण्डद गृहपति सार्थवाह पूर्ण के 
आगमन का प्रयोजन प्रत्नज्या-ग्रहणु जान कर अति प्रसन्न हो कहते हैं--- 


/अहों चुद्धः | श्रहो धर्म: । श्रहों संघस्प स्वास्यातता । यत्रेदानीसमीदृशाः 
प्रधानपुरुषा विस्तीरॉस्वजनवसन्धुवर्गगनपहाय स्फीतानि च कोशकोष्ठागाराणि 
आ्ाकाइक्षति स्वाख्याते धर्मविनये प्रत्नज्यामुपसंपर्द भिक्ष भावमिति” 


इसी प्रकार अपने पुत्र शिख़ण्डी को राज्य पर प्रतिष्ठित कर रुद्रायण 





शादू लकणरविदान, पु० ३१७ । 
धर्मरुच्यवदान, पु० १४४ ॥। 
कोटिकर्णाबदान, पृ० ११ । 
पूर्णावदान, पु० २२ । 


5 वा पुए एड 


१८८ | दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


को प्रन्नज्या ग्रहण करने के लिए आया हआ देख कर राजा विम्विसार भी 
ऐसा ही विचार प्रकट करते है ।' 
भगवान्‌ बुद्ध शिष्य के उपहार से वढ़ कर और कोई उपहार नही समभते 
थे । वह भिक्षुओं से कहते हे--“नास्ति तथागतस्थेबंबिध: प्राभ्ृतो यथा 
विनेयप्राभुतः' एऐ 


[ख ] प्रक्नजित होने के नियम 


प्रव्रज्या के सर्वे साधारणार्थ सुलभ होने पर भी कुछ ऐसे नियम थे, 
जिन की उपस्थित्ति, प्रव्नज्या-ग्रहण करने वाले के लिए, अपेक्षित थी ॥। इन 
नियमो के अभाव मे वह प्रव्नज्या-ग्रहणा का अधिकारी नहीं होता था। ये 
नियम थे-- 


(१) सचित कुशल-कर्म 
(२) शील सपन्नता 
(३) माता-पिता की अनुज्ञा 


(१) सचित कुशल-कर्म--पूर्व-जन्म मे सचित यत्किचित्‌ कुशल-कर्म के 

होने के फलस्वरूप ही कोई व्यक्ति प्रश्नजित हो सकता था । महापन्थक के, 

न्थक से प्रव्न॑ज्या-पग्रहणा करने के लिए, कहने पर वह कहता है--“अह घूड़: 

परमचूडो धन्वः: परमघन्च: | को मा प्रन्नाजयिष्यतीति” । तदनन्तर महापन्थक 

उस के सचित कुशल-मूलो को देख कर उसे प्रन्नजित करते है । उस को 
उपसपदा ग्रहण कराते है और यह आदेश देते है-- 


“पाप॑ न छुयन्मिनसा ने वाचा 
कायेन वा किचन सर्वलोके । 
रिक्‍तः काम: स्पृतिसानु संप्रजाननू 
दुःखं न स विद्यादनर्थोपसं हितसू ॥॥ 
(२) शील-संपन्नता --वुद्ध-शासन--सघ--मे शील-सपन्न व्यक्ति ही 
प्रव्नज्या-ग्रहरा का अधिकारी होता था । शील का सर्वोच्च स्थान था । शील- 





१. रुद्रायणावदाच, पृ० ४७३ । 
२. चही, पृ० ४७३ ॥। 
हे. घुडापक्षावदान, पु० ४३०॥ 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | १८४८ 


रहित व्यक्ति को प्रव्॒ज्या नही दी जाती थी। अधिप्ठान से निर्वासित कर 
दिये जाने पर, तीन महापातको--पितृ-वध, मातृ-वध और अबहेंदु-वध--- 
को करते वाला श्रेष्ठि-पुत्र, भिक्षु के समीप जा कर प्रब्रज्या-ग्रहण करने के 
लिए कहता है | तत्कृत पितृ-वध, मातृ-वध एवं अहंंदु वव का बोध होने पर 
भिक्षु उस से कहता है--“एकंकेन एपा कर्माणामाचरणाज्न प्रन्नज्याहों भवसि, 
प्रागेव समस्तानाम्‌ । गच्छ वत्स, नाह प्रत्नाजयिष्ये” ।' 

(३) माता-पिता की अनुज्ञा--मात्ता-पिता की अनुमत्ति न प्राप्त किये 
हुए किसी व्यक्ति को भिक्षु प्रव्नजित नहीं करते थे। धर्मरुचि प्रक्नज्या-ग्रहण 
करने की इच्छा से जेतवन में एक भिक्षु के पास जाता है। भिक्षु उससे पूछता 
है--“मातापितृभ्यामनुज्ञातोइसि” ? बहु कहता है---/नाह मातापितृम्याम- 
नुजात:” । इस पर वह भिक्षु उससे कहता है-“गच्छ वत्स, मातापितृम्यामनुज्ा 
मार्गस्व” । माता-पिता की अनुज्ञा प्राप्त कर लौटने पर बह भिक्षु द्वारा 
प्रत्नजित कर दिया जाता है ।' इस प्रकार लोग प्रन्नज्या-ग्रहण करन के पहले 
अपने माता-पिता या अभिभावक की अनुज्ञा भ्रहरा करते थे ।' 

[ग] प्रव्नज्या-विधि 

प्रव्नज्या-प्रहरा करने वाले को “एहि भिक्षो या “एहि भिक्षरि द्वारा 
संबोधित कर उसे ब्रह्मचर्य के पालन करने का आदेश दिया जाता था । इसके 
अनन्तर ही प्रब्नजित मिक्षु का केश काट दिया जाता था। वह भिक्षु-वस्त्र 
(सघाटी) धारण करता था और हाथ मे भिक्षा-पात्र ग्रहएा कर भिक्षु-वृत्ति 
(ईर्या-पथ) का आचरणा करता था। इस प्रकार एहि भिक्षु (या-भिक्षुणी) वाद 
द्वारा प्रत्रजित करने की विधि प्रचलित थी ॥ 


उड़ 





१. घर्मरुच्यवदान, पु० १६० ! 
२. वही, पृ० १४६। 


३. कोटिकर्णा वदान, पु० १० । पूर्णावदान, पु० २१॥ वोतशोकावदान, 
प्‌० २७४ , 


४ पुर्णावदान, पृ० २२। 
५ शादू लकशाविदान, पृ० ३२७। 
६ पूण्णविदान, पृ० २२ ।, शाहू ल कर्णावदान, यु० ३१७। 


१६० | दिव्यावदान में संस्क्ृति फा स्वरूप 
[घ] भ्रव्नज्याकालीन श्रनुष्ठेय कृत्य 


प्रब्रज्या मे ब्रह्मचर्य का प्रमुख स्थान है । प्रन्नज्या में कसा आचरण करना 
चाहिए ? गृहपति-पुत्र के द्वारा यह प्रश्न करने पर भिक्षु कहता है---“भद्रमुख, 
यावज्जीव ब्रह्मचर्य चर्यते।' 

भगवान्‌ के शासन मे प्रत्नजित हो पूर्णा ब्रह्मचयें का पालन करने से देव- 
मध्य में स्थिति प्राप्त होती है । चातुर्मेहाराजिक-देवोपपत्ना चन्द्रप्रभा अपने 
वहाँ पर स्थित होने के कारण का विचार करती है-“भगवत्त: शासने 
ब्रह्मचर्य॑ चरित्वेति” । 


[8] प्रव्नज्या-ग्रहण का फल 


प्रश्नज्या-ग्रहण करने से मनुप्य कुशल-धर्मो का संचय करता है तथा इस 
जन्म में उपाजित अकुशल-धर्मो का तनुकरण भी होता है एवं गुण-गणों की 

अधिगति होने पर वह ससरण-चक्र से सर्वथा विनिमु कत हो जाता है ।' 
यदि मनुष्य इस जन्म मे प्रन्नज्या-ग्रहएणा कर सर्वेक्लेश-प्रहाण होने के फल- 


स्वरूप अहँत्त्व का साक्षात्कार करता है, तो वही उसके दु'ख का सर्वेथा अन्त 
समा जाता है। इसी तथ्य का उद्घाटन रुद्रायण करता है--- 


“यदि तावत्पन्नज्य सर्वक्लेद प्रहाणादर्हत््व॑ साक्षात्करोषि, एप एवं ते 
दुःखान्त:!॥' चन्द्रप्रभा भी कहती है--' *“भगवत्तोईन्तिके प्रव्नज । यदि तावद्‌ 
दृष्टधर्मा सर्वक्लेशप्रह्मणावहेत्व॑ साक्षात्करिष्यसे, स एवं तेडन्तो दुःखस्थ 


[च॒| प्रत्रेज्या के कष्ट 


वीतशोक द्वारा प्रद्ज्या-ग्रहणा का प्रस्ताव सुनकर अति स्नेहवश राजा 
अशोक प्रव्नज्या के सामान्य कष्टो का वर्णान करता है-- 





सहसोदुगतावदान, पु० १८७ । 
रुद्रायणावदान, पु० ४७० । 
धर्मेरुच्यवदान, पु० १४६ । 
रुद्रायशावदान, पृ० ४७० । 
बही, पु० ४७१। 


दब कई हा दुए ८० 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | १६१ 


“प्रव्॒ज्या खलु वेव्णिकाम्युपनतावासः, पांशुकूलं प्रावरणं परिजनोज्कितं, 
प्राहारो भेक्ष्यं परकुले, शयतासन वृक्षमुले तृरासंस्तरः परणंसंस्तर:, व्याबाधे 
खल्वपि भैषज्यमसुलभं पूतिसृत्र च मोजनम्‌”'। 


किल्लत 


१. बीतशोकावदान, पु० २७५ ॥ 


प्रिच्छेद ५ 
मेत्री 


मैत्री-भावना चार ब्रह्म-विहारो में से एक है । अन्य ब्रह्म-विहार मुदिता, 
करुणा, उपेक्षा हें, जिनका उल्लेख योग-सूत्र मे है ।' जित्त-विशुद्धि के ये उत्तम 
साधन हैं। योग के अन्य परिकर्मो की अपेक्षा इनकी यह विशेषता है कि ये 
परहित के भी साधन है । 


जीवो के प्रति स्नेह एवं सुहृद्भाव प्रवर्तन मैत्री है। ढ पाग्नि के उपशम के 
लिए मैत्री-भावना है, जिससे शान्ति का अधिगम होता है। मैत्री-भावना की 
सम्यक्‌-निष्पत्ति का परिणाम है--6 ष (व्यापाद) का प्रतिघात । 


अनुपमा राजा उदयन को इश्यामावती के विरुद्ध उत्तेजित करती है। 
फलतः राजा उदयन धनुष चढा कर कॉधपूर्वक श्यामावती के पास जाते है । 
जब कोई स्त्री श्यामावती से कहती है कि राजा पर्यवस्थित हो धनुष लेकर 
आजा रहे है, तो श्यामावती उन सवसे कहती है--“भगिन्‍्यः:, सर्वा यूय॑ मैत्री 
समापद्यध्वमिति” । इयामावती प्रमुख पॉच सौ स्थत्रियो के मंत्री-समापन्च होने 
के परिणाम स्वरूप ही राजा उदयन के द्वारा छोडे गये दो वार व्यर्थ हो 
जाते है । अन्तत: राजा उदयन श्यामावती पर प्रसन्‍्त होते है और उसे यथेच्छ 
वर प्रदाव करते है ।* 


कुणाल को जब यह ज्ञात होता है कि नेत्र-निष्कास न-कार्य उसकी विमाता 
तिष्यरक्षिता द्वारा प्रेरित था, तो उसकी किचिदपि द्वं प-बुद्धि उसक्रे प्रति जागृत 
नही होती, प्रत्युत्‌ वह उसकी मनोरथ-सिद्धि से प्रसन्‍न होता है-- 





१ “सेत्रीकरुणामुद्वितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्य विषयाणां भावनातविचत्त- 
प्रसादनम_”, समाधिपाद ३३ । 
२. माकन्दिकावदान, पु० ४५६१ 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | १६३ 


चिरं सुख चंव सा तिष्यनास्ती 
आयुर्बलं पालयते च देवी । 
संप्रेषितोष्यं हि. यया प्रयोगों 
यस्यानुभावेन कृतः स्वकार्थ:॥ 


यह है, मैत्री-भावना की उदात्तता । 


मत्री-भावना करने वाले की यह कामना होती है कि सभी सत्त्व सुखी हों, 
सबका कल्याण हो । राजा चन्द्रप्रभ मंत्र्यात्मक, कारुणिक एवं सत्त्ववत्सल 
थे ।* ब्रह्मप्रभ माणवक व्यापत्री के समक्ष आत्म-देह का समर्पण कर मैत्री- 
विहारी हो जाता है । 


अज्योक को तिष्यरक्षिता द्वारा कुणाल के दोनों नेत्र निकलवाये जाने की 
यथार्थ वात ज्ञात होने पर जब वे उसको अनेक प्रकार के दण्ड देने की वात 
कहते है, तो उस समय कुणाल उनसे मंत्री-भावना को धारण करने की बात 
कहता है--- 
“फल हि मेत्या सदृर्श न विद्यते 
प्रभोस्तितिक्षा सुगतेन वरणिता ४ 


मेत्री-भावना करने वाला सव दिद्याओ को मैन्नी-सहगत-चित्त से व्याप्त 
कर देता है | महाचन्द्र और महीधघर- दोनो अग्रामात्य, राजा चन्द्रप्रभ के 
शिरोयाचनक रोद्ाक्ष ब्राह्मण के प्रति मैत्र-चित्त उत्पन्त कर अपने ऐहिक 
शरीर का परित्याग कर देते है ॥ 





कुणालावदान, पृ० २६६ ॥ 
चन्द्रप्रभवोधिसत्त्वचर्यावदान, पृ० १६७,१६८,२०० । 
रूपावत्यवदान, पु० ३११ ॥ 

कुणालाबदान, पु० २७० । 
चन्द्रप्रभवोधिसस्वचर्थावदान, पु० २०१ । 


पद क & हुए 4० 2७ 


परिच्छेद ६ 
दान 


दान देने की प्रवृत्ति लौकिक और पारलौकिक कल्याण का 
साधन मानी जाती थी । याचक को मु हमाँगी वस्तु-प्रदान कर, उसका मनोरथ 
पूरा करना, दान का सर्वोच्च आदर्श था | नगरनिवासिती देवता के द्वारा 
रौद्राक्ष ब्राह्मण को शिर न प्रदान करने की प्रार्थना क्रिए जाने पर, सर्वे 
परित्यागी एवं सर्वजन-मनोरथ-परिपुरक राजा चन्द्रप्रभ कहते हैं--गच्छ 
देवते यद्यागमिष्यति, अहमस्य दीर्घकालाभिलपितं मनोरथं परिपुरथिष्यामीति”” । 
राजा चन्द्रप्रभ के दान की चरमावस्था वहाँ निखर उठती है, जब रीौद्राक्ष 
ब्राह्मयगा उनसे शिर की याचना करना है और वे प्रसन्न हो कहते है--“हन्तेद 
ब्राह्मण शिरो5विष्नतः साधु प्रगृह्यतामुत्तमाडु मित्ति” | 


राजा चन्द्रप्रभ के द्वारा रौद्राक्ष ब्राह्मण का मनोरध पुरा किया जाना, 
महाभारत मे सूर्यदेव के समझाने पर भी महादानी कर्ण के द्वारा ब्राह्मण 
वेशधारी इन्द्र को कवच-क्रुण्डल प्रदाव करने की कथा का स्मरण दिलाता 


है ।' 


सार्थवाह मित्र अपने जीवन को “प्रहताणवोमिचपल” मानता है तथा अर्थ 
(धन) के प्रति उसकी मान्यता “वातावातप्रनृत्तप्रवरनरवबुनेत्र पक्ष्माग्नलोल” 
है । अतः, वह कारुण्यवश अनाथ, कृपण, कक्‍्लीव एवं आतुरो को प्रभूत मात्रा 
में धन प्रदान करता है।' 


राजा अपनी सर्व सम्पत्ति का दान धर्म एवं संघ के लिए कर 
अर्धामलकेश्बर हो जाता था। राजा अशोक ८४००० धर्म-राजिका की 








१. चन्द्रप्रभवोधिसत्त्वचर्यावदान, पृ० २०१ 
२. बनपर्वे 
३. संत्रकन्यकावदान, पृ० ४८6३ ॥। 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | १६५ 


स्थापना करते है और बुद्ध की जाति, वोधि, घर्म-चक्त एवं परिनिर्वाण में 
सर्वत्र १००,००० का दान करते है। पंचवाधिक करते हैं, जिसमें ४००, 
००० का दान देते हैं । महा-पृथ्वी, अन्तःपुर, अमात्यगण, स्वयं तथा कुणाल 
को आर्ये-सघ के लिए प्रत्यपित कर देते हे । इस प्रकार दान देते-देते जब वे 
केवल अर्धामलकेब्वर रह जाते है, तो उस अर्धामलक को भी संघ के लिए 
प्रदान कर देते है ॥ 


ऐसे राजाओ का वर्णन भी प्राप्त होता है, जो यज्ञादि कर्म करते थे और 
तदुपरान्त दान देते थे। राजा वासव वारह वर्षों तक यज्ञ करता है और 
यज्ञ के समाप्त होने पर पाँच महाप्रदान करता है । वे पाँच महाप्रदान क्रमशः 
येथे 


[१] सौवर्णाक दण्डकमण्डलु, 
[२] सौवर्णा सपात्री 

[३] चतूरत्नमयी शयूया 

[४] पचशत कार्पापण 

[५] सर्वालकार-विभूषिता कन्या 


इससे यह॒ स्पष्ट प्रकट होता है कि चित्र-विचित्र वस्त्रालंकरणों से 
सुसज्जिता कन्या का दान श्रेष्ठ समझा जाता था। इसकी गणना महाप्रदानों 
मे की गई है। 


दान मे सुवर्णा-मण्डित श्य गो वाली गाये भी दी जाती थी। राजा चन्द्रप्रभ 
ने अन्न, पान, माल्य, विलेपन, वस्त्र, शयन, आसन, छत्र, रथ, अलंकार आदि 
के साथ ही साथ सुवर्ण-श््ञ गों वाली गायो का भी दान दिया था ।* 


अमात्यो की प्रार्थना पर राजा अभय-दान भी प्रदान करता था। राजा 
अशोक आमात्यों की प्रार्थना पर अपने आदेजझ्ञ से लोगो को निमुक्त कर अभय 
प्रदान करता है । 





अद्योकावदान, पु० २७६-२८० । 

धम रुच्यवदान, पु० १५२ ॥ 
चन्द्रप्रभवोधिसत्त्वचर्यावदान, पु० १६६। 
चीतशोकावदान, पु० २७५। 


०८ जण 20० <० 


१६६ | विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


८“दानाधिकरणमहायानसूत्र ” मे भगवान्‌ ने भिक्षओं से ३७ प्रकार के 
दान का वर्णान किया है, जिसका आश्रयण श्रावक किसी स्थिति विशेष की 
प्राप्ति के लिए करता है । 


चाहे जितनी उर्बरा भूमि क्यो न हो, किन्तु ऐसा नहीं हो सकता कि 
जिस दिन व्यक्ति वीज-वपन करे, उसी दिन उस को फल की प्राप्ति भी 
हो जाय । प्रत्येक वस्तु के फलीभूत होने मे समय की अपेक्षा होती हैँ । 
किन्तु प्रत्येक बुद्ध को पिण्डपात देने का फल इतनी ज्षीघ्र प्रादुभूत हो जाता 
है कि ग्रहपति-परिवार का सर्वे मनोरथ उसी ढिन पूर्ण हो गया । यह 
समाचार ज्ञात होने पर राजा ब्रह्मदत्त इस की महत्ता प्रकट करता है--- 


“ग्रहो गुणमयं क्षेत्र सर्वदोषचिवर्जितम । 
यत्रोप्तं वीजमणाव श्रद्यंय फलदायकर ॥ 7 
दान का पुण्य दो प्रकार का है-वह पृण्य जो त्याग-मात्र से ही 

प्रसृत होता है (त्यागान्वय-पुण्य) और वह पुण्य जो प्रतिग्रहीता द्वारा 
दान-वस्तु के परिभोग से संभूत होता है (परिभोगान्वय-पुण्य)' । ब्राह्मणदारिका 
के सबतु-भिक्षा प्रदान करने पर भगवान्‌ बुद्ध उस कुमल-मूल से उस का 
तेरह कल्पों तक विनिपात न होने तथा अन्त में प्रत्येक-बोधि का व्याकरण 
करते हैं । यह त्यागान्वय-पुण्य का उदाहरण है । 

' एक मानिका मात्र भक्त शेप रह जाने पर भोजनार्थ आगत प्रत्येक् 
बुद्ध को देख राजा कनकवर्ण उस अवशिप्ट मानिका भक्त को सहर्प उन को 
समपित कर देते है। भगवान्‌ प्रत्येक-बुद्ध उस पिण्ड-पात को खाते है और 
उसी क्षण विविध प्रकार के खादनीय भोजनीय पदार्थों तथा रत्नो की वृष्टि 
होने लगती है | यह परिभोगान्वय पुण्य का उदाहरण है । 

दान देतें समय दाता के मन में जेसी भी भावना होती है, तदनुरूप ही 
वह तदुत्यित फल का अधिगम करता है । 





दानाधिकरणामहायानसूत्र, पृ० ४२६। 

मेण्हकावदान, घु० ८४ । 

“बौद्ध घर्म दर्शन” -- आचार्य नरेन्द्र देव, पृ० २५५। 
ब्राह्मणदारिकावदान, पु० ४३ । 

कनकवर्णावदान, पृु० १८३-१८४ । 

मेण्डकावदान, पृ० ८३े ।, कनकृव्णावदान, पृ० १८३ । 


+ 


बी >4द ० € ए २० “० 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | १६७ 


कुशल धर्म के अनुष्ठान में किचिदषि प्रमाद अपेक्षित नहीं । रोद्राक्ष 
ब्राह्मण को शिर प्रदावन करने के लिए मणिरत्नगर्भ उद्यान मे जाते समय 
सहस्रों प्राणी राजा चन्द्रप्रभ के पीछे-पीछे जाते है। किन्तु वह अपने प्रजा- 
जनो को “अप्रमाद: करणीयः कुशलेपु धर्मेष्विति” “इस सन्देश द्वारा ही 
आदध्वासन देता है ।' वस्तुत: यही मानव के लिए चिरन्तन आर्य॑-सन्देण है, 
जिस की अक्षय ज्योति वैदिक-काल से प्रारम्भ हो कर रामायण, महाभारत 
काल से होते हुए वौद्धकाल तक आई और अपने अक्षुण्ण पावन प्रकाश से 
समस्त मानव-जगत के कर्म-पथ को प्रदीप्त करती रही । 





१. चन्द्रप्रमबोधिसत्त्वचर्याबदाद पृ० २०१।॥ 


न 
६.3 


शव 
पते 
बज 


र्पाः 


| 


७ 


पत्य-क्रिया 


सत्य-क्रिया में अत्यधिक विश्वास था। इस के द्वारा विद्युद्ध पुरुष 
अपनी विशुद्धि का प्रस्यापन करता था। “त्याग करते समय या त्याग करने के 
बाद किसी भी प्रकार का अन्यथाभाव मेरे चित्त मे नहीं हुआ, इस सत्यता 
का प्रमाण रुपावती देवेन्द्र भक्क को देती हुई कहती है। “है बअह्यनू, मैंने 
केवल दारक के रक्षार्थ अपने दोनों स्‍तनी] का परित्याग किया है, न कि 
राज्यार्थ, भोगार्थ, रवर्गार्ण, चक्रार्थ या चक्रवर्ती राजाओं के बिपयार्थ । 
इस का एक मात्र प्रयोजन तो यह है कि मैं अनुत्तर-सम्यकू-सम्बोधि प्राप्त कर 
अदान्तों को आत्म-निग्रहार्थ प्रेरित कर, बस्वन-युकत्र मनुष्यों को निमुक्ति 
करू, अनाव्वस्तों को ध्वस्त कर्झो एवं उद्वि्नों को खुखी करों । इस 
सत्य-क्रिया (सत्य-वचन) से मेरी स्त्रीन्द्रिय का अस्तर्वान हो कर पुस्पेन्द्रिय 
प्रकट हो जाय । यह कहते ही उस की स्वत्रीन्द्रिय अन्‍्तहित हो कर पुरुपेन्द्रिय 
प्रादुभू त हो जाती है ।' 


कुणाल राजा अयोक से कहता है कि माता के प्रत्ति उस का कभी दुष्ट 
चित्त नही हुआ | तीत्र अपकार करने पर भी उस को क्लीोध नहीं और न 
दु.ख का लेश । 


राजन्न मे दुःसमलोपरित कश्चि-- 

त्तीत्रापकारेषपि न मन्युतापः । 
मनः प्रसन्न' यदि से जनम्यां 

पेनोड,ते मे सयने स्वयं हि। 
तत्तेत सत्येन भममात्तु ताव-- 

पे न्रद्वय॑ प्राक्ततरमेव सध: ॥7* 





१. रूपावत्यववान, पृ० ३०८ ॥। 
२. फुणालावदान, पु० २७० । 


दिव्यावदान में सस्कृति का स्वरूप | १६६ 


इस सत्य-क्रिया से उसे पूर्वाधिक सुन्दर नेत्र-युग्म प्रादुभू त हो जाते है। 
अपने स्वामी के द्वारा किये गये सत्य-वचन के प्रभाव से ही रुपावती 
के दोनों स्तन पूर्ववत्‌ प्रादुभू त हो जाते है ।' 


ये सब बाते आज के युग में भले ही निरी कल्पना सी प्रतीत हों, परन्तु 
इन से उस समय के लोगो की इस में अटूट आस्था प्रकट होती है । 





१. रुपावत्यवदान, पृ० ३०८। 


हा 


परिच्छेंद ६० 


पट पारमिता 


महायान के अनुसार बुद्धत्व के साधक को पट-पारमिताओ का ग्रहण 
करना चाहिए पारमिता का अर्थ है - पूर्णता । दानादि ग्रुणों में पूर्णता 
प्राप्त योगी को, दानादि पारमिता पारंगत कहते है । पटु-पारमिताओ 
में इन की गणना की गई है-- 


(१) दान-पारमिता 
(२) शील-पारमिता 
(३) क्षान्ति-पारमिता 
(४) वीर्य-पारमिता 
(५) ध्यान-पारमिता 
(६) प्रज्ञा-पारमिता 


यही बोधिसत्त्व-शिक्षा है और इसी को बोधिचर्या कहते है । 


(१) दान-पारभिता - सर्व वस्तुओ का सब जीवो के लिए दान कर अन्त 
में दान-फल का भी परित्याग कर देना “दानपारमिता” हे । इस मे वोधिसत्त्व 
आत्मभाव का भी त्याग कर देता है। राजा चन्द्रप्रभ सर्वेपरित्यागी था । 
रोद्राक्ष ब्राह्मण के द्वारा शिर की याचना किये जाने पर वह सहर्ष उस से 
कहता है-- 


“हन्तेदं ब्राह्मर शिरो४विष्नतः साधु प्रगृह्मतामुत्तमा ड्भमिति ।* 
(२) शील-पारसिता--विरति-चित्तता की गणना शील मे की गई है । 
अतः प्राणातिपातादि सर्व गहित कार्यो से चित्त का विरमण ही शील-पारमिता 


है | 





१. खरूपावत्यवदान, पृ० ३१० ॥ 
२. चन्द्रप्रभबोषिसत्त्वचर्यावदान, पु० २००-२०१ । 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | २०१ 


(३) क्षान्ति-पारसिता--परापकार की अवस्था में भी चित्त का शान्त 
रहना --दौर्मनस्य का अनुद्भव या चित्त की अकोपनता का ही नाम क्षान्ति- 
पारमिता है। अत्यन्त अनिष्ट का आगमन होने पर भी दोर्मनस्य की प्रतिपक्ष- 
भूता मुदिता का सयत्व आश्रयरा ही इस के अधिगम का एकमात्र उपाय है। इस 
सबन्ध में हमे पूर्णा की कथा प्राप्त होती हैं। भगवान्‌ बुद्ध ने सक्षिप्त अववाद 
की देशना के अनस्तर पूर्ण से पुछा कि तुम कहाँ विहार करना चाहते हो ? 
पूर्ण ने उत्तर दिया--श्रोशापरान्तक जनपद में । भगवान्‌ ने कहा--किन्तु 
वहाँ के लोग चण्ड स्वभाव के और परुपवाच्री है। यदि वे लोग तुम पर 
आक्रोज करें, तुम्हारा अपवांद करें, तो तुम क्या सोचोगे ? पूर्ण ने कहा--मैं 
सोचू गा कि वे लोग भद्र है, जो मुझे हाथ से या ढेले से नही मारते ; केवल 
परुप वचन कहते हैं ! बुद्ध ने पुन: प्रइन किया--यदि वे हाथ से या ढेले से 
मारे, तो क्या सोचोगे ? पूर्ण ने कहा--मैं सोचू गा कि वे लोग भद्र है, जो मुझे 
हाथ से या ढेले से ही मारते है, दंड या किसी भअस्त्र से नही मारते । बुद्ध ने 
फिर पुछा--यदि वे दण्ड या शस्त्र से मारे ? पूर्ण ने कहा-तव मैं सोचू गा 
कि वे भद्र पुरुष और स्नेही है, जो मेरे प्राण नहीं हर लेते । बुद्ध ने पुनः 
जानना चाहा और यदि वे प्राण हर ले ? पुर्णा ने कहा--तब मैं सोचू गा, वे 
भद्र एवं स्नेही पुरुष है, जो मुझ्के इस दुर्गन्धपूर्णा शरीर (पुतिकाय) से अनायास 
ही मुक्त कर रहे है | पूरो से यह सुन कर भगवान्‌ ने कहा-- 


“साधु साधु पूर्ण, शवयस्त्वं पूर्ण शनेत क्षान्तिसोरभ्येन समन्वागतः 
श्रोणापरान्तकेषु जनपदेषु वस्तु श्ोशापरान्तकेषु चास कल्पयितुम्र | गच्छ 
त्वं पु्०ण, मुक्तों भोचय, तोणंस्तारय, आइवस्त श्राश्वासय, परिनिवतः 
परिनिर्वापयेति !।' 


इसी प्रकार कुणाल भी दूसरे के द्वारा किये गये अपकार का शान्तभाव से 
सहन करते हैं, और उसके प्रति कोई प्रत्यपकार-बुद्धि नही उत्पन्न होने देते । 
जब उनको नेत्र-निप्कासन कार्य तिष्यरक्षिता-प्रयुक्त होने का ज्ञान होता है, 
तव वह प्रमुदित चित्त हो कहते है-- 
“'चिरं खुख चेव सा तिप्यनाम्नी 
आयुर्वेल पालयते च देवी । 





१. पुणाविदान, पु० २३-२४ । 


२०२ | दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


सम्रेषितोष्यं हि.।. यया प्रयोगों 
यस्पानुभावेन कृतः स्वकार्थ: ॥' 


राजा अज्योक जब तिप्यरक्षिता को अनेक प्रकार के दठ देने की बात 
सोचते है, तब भी कुणाल तिष्यरक्षिता के प्रति अपने चित्त में किचिदपि 
दौर्मनस्य का लेश तक न होने का प्रमाण देता है--- 


“राजन्न से दुःखमलो5स्ति फर्िचि--- 
त्तीज्रापकारेषपि ने मन्युतापः । 

मनः प्रसन्न यदि मे जननयां 
येनोद्धू ते मे नयने स्वयं हि। 

तत्तेत सत्पेन भमास्तु. ताव- 
न्लेन्नद्रयं प्राववनमेव सद्यः ॥ 


(४) बीयं-पारमिता 


कुशल कम में उत्साह का होना, वीर्य-पारमिता हैं । संसार-दुःख का तीत्र 
अनुभव होने पर ही कुचल कर्म में प्रवृत्ति होती है । रलणिखी जीण॑, भातुर 
(रुग्ण) और मृत व्यक्ति को देख, ससार की अनित्यता समझ कर वन का 
आश्रयण करता है। और जिस दिन वन का आश्रयण करता है उसी दिन 
अनुत्तर ज्ञान का श्रधिगम कर लेता है ।' उपगुप्त जब वासवदता गणिका को 
इस अशुचि शरीर का ज्ञाव कराते है, तव उसे कामघातु में वेराग्य उत्पत्न 
होता है और वह बुद्ध, धर्म और सघ का शरण ग्रहण करती हे ।* 


रूपावती स्थाम, वल भर वीये का आश्रय कर अपने दोनों स्तनों को 
शस्त्र द्वारा काठ कर दारक के रक्षार्थ स्त्री को अपित कर देती है ॥" 





न 
न 


कुणालावदान, पु० २६६॥ 

बही, प्ृ० २७० 

शेत्रेयावदास, पृ० ३८ । 
पांशुप्रदान्‍्नवदान, पू० २२०-२२१। 
रूपावत्यवदान, पृ० रे०ण्५। 


शहः 2९ पा अपर 








हज छ की 
४ 
ड अ+क 2 हु सर घेर के हाई * 
#.। है पं, + # 3 हह 5 
ई हम कई रॉ +फ ॥। हे मा हु 9 का कु + न्ग्ड रा लाश जी 
हक 
ऊ न ्‌ नि घ ० 
कै हर का #प्ड ह॑ 4 को व् के ३ ४ हे ध् ही १ न #४+ टू । 
3, #ह+. कह ३. 5 $ के. ८ डी 5 के आला ६ को. चेक का. धर का ही 
कर ५ शक पु धर 
4 ग 
सह ५ अत कक प्वा ल्‍्र ६ हू. * 27 एछे कआेचन क 
ट््ल्ड $। हि 5 ४ ४ २ ; हे 
का ५०, ढ़ हि > सब: * ४ * चथरिभ ०» 5 मु दे फुल 
कल हे. पद * ; 
हू अं मर # की जज 5: च्न 
हक /ूतओ ३ ४ $ $, * ऊ> र रे २३ 0 मत ५ रू 
अं ट् स्व अं अ 
१704 ४५7 7 है ६०३ ४0 हे र 4 न 
कह जे शक है. नह 6 ५ 0 व ७ + ई हैः हि ृृ ४ह्ी 0 कक 
है] * 
ही द ४. कि. | छ& 
दी ४ी ४ 5 ५३" 5 / का 55 + ५ * कक 
4 पे 
3 ऊ 
९ #रे थू + $ »% ४? हु कि 2 7207 हे ४४ जे # ५ का ओड डा ७ 47 ब् 
हैं, वह * दर ॥ १ ४० "हु 6 ७ दर ्स हक बऊ (कं ५ हा त्द स्का 
श्र हि 
मे कक नमक डर $ ख्ीः ६५3५५ या कै; न हा के 3 छः कल थे कद रु 
कक 
॒ 
हे न 
हु अ ते / 77% 2 ््् भ& ॥.. ६ ६७ हू हुए है हे हर दह ६ ४ « 
हज जन 3 २ 5 हे के ढक 5 ब हम 
परश, है अं $क$ ४ £ उन हर रे कं बा क 7 १ 0 0 2 2 
आप जल उप +। ३ ३७३ > | ल्‍ हक ४ 
बम है और पड म्र # अल है है री: राह यकी क 2 0 3 सुन पक 
४ कफ # 9 हर 5 
तप के ही हक पक के ज्क ४ पु न हे ० | 
६6888 ४ «पी 55 दि रे नो, (“92 3० $ हू | थी | ६६ + घइव कई 
सह | 5४ 
$8 ७ ० "5 के हा आज 5 का मर 8 ही ४9 5 प्र कट २. फड कल 
ही पे हर हे 
डा बहफ कल डक 5 हो 
गा न्श्ड् ञ जा भर रु चर 
१ «४ क + गम ज४ 3.2५ ४ 52 है हा क्र के. ५ ही तवहर आहत रा के 
हु + 
59% 3000७) जे भ ढऊे 6. लत मऊ मच जज कक ञ्र 
”  । 8 ए 40 5 की 027६ 8020 रा क्र हट ह्फुूदुय कुक पल 
॒मटुचु ४ २ 5 |+ के गे) २०६१, न 2 न व 
पा 42 सका कक अधि आह के 5, ० मी डक: की कर लत के ये 2523, हो जी के 
श चर ड़ 





परिच्छेद १० 
सांग्रदायिक झगड़े 


तत्कालीन अन्य समसामयिक साम्प्रदायिक-सस्थाओ का बौद्धी से विरोध 
स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है । एक समय भगवान्‌ राजगृह मे विहार क« 
रहे थे । उस समय पूर्ण-काब्यप, मस्करी गोजालीपुत्र, संजयी वेरद्टीपुत्र, 
अजित केशकम्बल, ककुद कात्यायन और निग्न॑न्थ ज्ञातिपुत्र-यें ६ तीथिक 
राजयगृह की कुतूहलणाला में एकत्र हो कहने लग्रे कि जब श्रम गौतम का 
लोक में उत्पाद नही हुआ था तब राजा, ब्राह्मण, ग्रहपति, नेगम, जानपद, 
श्रेप्ली एवं सार्थवाह सभी हम लोगो का आदर-सत्कार करते थे । किन्तु जबसे 
श्रमण गौतम का लोक में उत्पाद हुआ है तवसे हम लोगो का लाभ-सत्कार 
सर्वेथा समुच्छिन्न हो गया है । हम लोग ऋद्धिमान्‌ और ज्ञानवादी है । श्रमण 
गौतम भी अपने को ऐसा समभते हैं। उनको चाहिए कि हमारे साथ ऋद्धि- 
प्रातिहायें दिखलावे । जितने ऋद्धि-प्रातिहार्य वह दिखलायेगे, उसके दुग्ुने हम 
दिखलायेगे ।* 


श्रावस्ती में, भगवान्‌ के महाप्रातिहार्य दिखलाने से भग्न-मनो रथ तीथिकों 
में से कुछ भद्व कर नगर मे जाकर रहने लगे थे। भगवादबर के उस नगर में 
आने का समाचार सुनकर वे पुन. व्यथित हो परस्पर कहते हैं--पहले हम लोग 
श्रमणा गौतम के द्वारा मध्यदेश से निकाले गये और अब यदि वह यहाँ आयेगे, 
तो निश्चय ही यहाँ से भी निकाल दिये जाँयगे | इसलिये कोई उपाय करना 
चाहिये । ऐसा विचार कर वे कुलोपकरणणाला मे जाकर “घर्मलाभ हो” 
“चर्मेलाभ हो” चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हम लोगो ने तुम सबकी संपत्ति 
देखी है, विपत्ति नही देख सकते । श्रमण गौतम वच्च गिराता हुआ और बहुवों 
को विना पुत्र और बिना पति का करता हुआ आ रहा है। यह सुन जब वे 
उन तीर्थिको से वहाँ रहने के लिए कहते है, तो वे कहते हैं--- 





१. प्रातिहायँसूत्र, पु० ८६ । 


दिव्यावदान सें संस्कृति का स्वरूप | २०७ 


“भद्रकरसासन्तकेन सर्वजनकायसुद्दास्थ भद्रंकरं चगर प्रवासयत | 
शाहवलानि कृषत । स्थण्डिलानि पातयत। पुष्पफलबृक्ष छेंदयत । पानीयानि 
विषेश दृषयत । 


तीथिक इस शर्त पर वहाँ रहने को तैयार होते हैं-- 


“ज् केनचिच्छुमण” गौतमं वरद्वंनायोपसंक्रमितव्यसू । य उपसक्रामति, स 
षष्टिकार्पा प(्णो दण्ड्य इति” ॥' 


तीथिकों का कहना था कि श्रमण जावयपुत्रीयो को मोक्ष नहीं प्राप्त हो 
सकता । उनकी मान्यता थी--- 


“भुकत्वान्नं सघृतं प्रभूतपिशित व्ध्युत्तमालकृत 
शाव्पेष्विन्द्रियनिग्रहो यदि भवेद्विस्ध्यः प्लवेत्सागरे ।' 


एक समय जव भगवान्‌ बुद्ध राजगृह मे भिक्षाचरण करते रहते है, तव 
सुभद्र गृहपति उनको देख अपनी आपत्नसत्त्वा पपएनी को लेकर भगवान के पास 
पहुँचता है और उनसे पुछता है---“भगवन्‌ इय में पत्नी आपन्नसत्त्वा सवृत्ता । 
कि जनयिष्यतीति ?” भगवान्‌ उत्तर देते है-“'गृहपते, पुत्र जनथिष्यत्ति, 
कुलमुद्योतयिष्यति, विव्यमानुषी श्रिय प्रत्यनुभविष्यति, मम शासने प्रन्नज्य 
सर्वक्लेशप्रहाणादर्हत््व साक्षात्करिष्थति ।*” 


यह समाचार ज्ञात होने पर भूरिक सोचता हे कि हम लोगो का एक ही 
भिक्षा-कुल है, उसको भी श्रमण गौतम अपने अनुकूल करना चाहते है। वह 
गौतमोक्त वात्तो की गशना करने पर जब उन्हे यथार्थ पाता हे तो सोचता 
है कि यदि मैं गौतमोक्त बातो का अचुमोदन करता हूँ तो गहपति की गौतम 
के प्रति श्रद्धा हो जायगी। अतः वह हाथो को परिवर्तित कर एवं मुख का 
निरीक्षण कर कहता है , “गृहपतति, इसमे कुछ सत्य है और कुछ भूठ ।” 
सृहपति के यह पूछने पर कि इसमे क्या सत्य और क्या मृधा हे, बह कहता 
है--“गृहपति, यह जो बतलाया कि पुत्र को उत्पन्न करेगी । यह सत्य है। 
कुल को उद्योतित करेगा, यह भी सत्य है । इसे अग्रज्योति म्हते है । क्योकि 
यह सत्तव मन्दभाग्य है, जो उत्पन्न होते ही अग्नि से कुल को जला देगां। यह 


१ मेण्ठकगरहपतिविभुतिपरिच्छेद, पु० ७८-७६ । 
२. बीतशोकाबदान, पु० २७२। 


२००८ | दिव्यावदान में संस्क्ृति का स्वरूप 


कहना कि दिव्यमानुषी श्री का अनुभव करेगा, यह मृपा है। गृहपति, क्‍या 
तुमने किसी मनुष्य को विव्य-मानुषी श्री का अनुभव करते देखा है ? यह जो 
बतलाया कि मेरे जासन मे प्रव्रजित होगा, यह सत्य है। भला जब 'इसके 
पास न भोजन होगा और न वस्त्र तो निरुंचय ही श्रमण गौतम के पास 
प्रत्रज्या-ग्रहए करेगा । सर्व क्लेश-प्रहाण हो जाने से अहँत्त्व का साक्षात्कार 
करेगा, यह मृपा है । जब श्रमण गौतम को ही सर्व क्लेश-प्रहाण होने से 
उहुत्त्व की प्राप्ति नही हुई, तो भला इसको कहाँ से होगी” ?' 


उक्त वाक्‍्यों मे, जिन बातो की अयथार्थता प्रकट की गयी है, उनके समर्थन 
मे उपस्थित किए गये तक गौतम के प्रति स्पष्ट रूप से द्वप-बुद्धि के 
परिचायक है। इतना ही नही भूरिक द्वारा ऐसा कहे जाने पर जब सुभद्र 
अपनी पत्नी को मार डालता है, तब यह ज्ञात होने पर निग्न न्थक हृप्ट-पुप्ट 
प्रमुदित हो राजगृह की रथ्या, वीथी, चत्वर, श्र गाटकादिकों मे चारो तरफ 
घूम-घूमः कर कहते है-- 


“जुणवन्तु भवनतः । श्रमणन गौतमेन सुभद्रस्य गृहपतेः पत्नी व्याकृता-- 
पुत्र जनयिष्यति, कुलमुग्योतणिष्यति, दिव्यमानुषीश्रिय प्रत्यनुभविष्पति, मम 
शासने प्रन्नज्य सर्वब्लेशप्रहाणावहुत्त्व॑ साक्षात्करिष्यति । सा च कालगता 
शीतदनइमद्यानमसिनिह ता । यस्यथ तावदिवक्षमुलसेव नास्ति, कुतस्तस्य 
शाखापत्रफल भविष्यतीति” ?' 


िलतनमननननननन मनन» ८33 अन++कन-कक 3-५ ५3++-3+;>न 3-33 -++५पन कल» >७«-फकन-फर ३०० पत, 


१. ज्योतिष्कावदान, पृ० १६२। 
चही, 7०० १६३। 


परिच्छेद ११ 


नरक 


निम्न प्रकार के नरको का उल्लेख किया गया है- 
(१) संजीव 
(२) कालासूत्र 
(३) संघात 
(४) रौरव 
(५) महारौरव 
(६) तपन 
(७) प्रतापन 
(८) अवीचधि 
(५) अबुद 
(१०) निरवु द 
(११) अट्ट 
(१२) हहव 
(१३) हुहुव 
(१४) उत्पल 
(१५) पद्म 
(१६) महापदम 


१. ब्राह्मणदारिकावदान, प० ४१॥। अश्रज्ञोकवर्शावदान, 


पृ० य्५प 3 
रुद्रायशावदान, पु० ४८१ । 


२१० | दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


ये नरक दो प्रकार के है--- 


(१) उष्ण-तरक 
(२) शीत-नरक 
इनमे सजीव, कालसूत्र, सघात, रौरव, महारौरव, तपन, प्रतापन और 


अवीचि ये आठ उप्ण-नरक तथा अबुद, भिरबु द, अट्ट, हहव, हुहुव, उत्पल, 
पद्म और महापदम ये आठ शीत-नरक है। 


परिच्छेद १२ 


तीन यान 


“दिव्यावदान” में मुमुक्षुओं के तीन यान प्रधान रूप से प्रचलित थे। 
(१) श्रावक- यान 

(२) प्रत्येक बुद्ध-बान 

(३) अनुत्तर-सम्यकू-सवोधि या बोधिसत्त्व-यान 


(१) श्रावक-यान 


श्रावको में ज्ञानोदय बुद्धांदि की देशना के अनन्तर होता था। अतः 
उन के ज्ञान को औपदेशिक्र कहते थे | श्रावक पृथगजन से उत्कृष्ठ होते थे; 
क्योकि पृथगूजन त्रिवर्ग (धर्म , अर्य और काम) की सिद्धि में संलग्न रहते 
थे, जबकि श्रावक इन से सर्वंथा विमुख । श्रावक केवल अपने ही मोक्ष के 
उपाय-चिन्तन मे रत रहता है, परहित साधन उस का लक्ष्य नही । 
(२) प्रत्येक बुद्ध-यान 

इन का ज्ञान अनौपदेशिक या प्रातिभ होता है । ये पूर्व संस्कारो 
के परिणाम स्वरूप स्वत. ही वोधि-लाभ करते है। प्रत्येक-बुद्ध भी केवल 
अपने ही बुद्धत्त्व प्राप्ति की चेष्टा करते है और उसे वे वस्तुतः प्राप्त भी 
करते हैं, किन्तु सबव प्राणियों के वुद्धत्त्व-प्राप्ति मे उन का भी कोई प्रयास 
नही । जिस समय बुद्ध का उत्पाद नहीं हुआ रहता, उस समय संसार 
के हीन-दीनो पर अनुकम्पा करने वाले प्रत्येक-बुद्ध का प्रादुर्भाव लोक मे 
होता है । प्रत्येक-बुद्ध की धर्म-देशना कायिकी होती है, वाचिकी नहीं । 
वे अपने अधिगत ज्ञान-वल से, बिना जब्दोच्चारण के ही प्राणियों को 
कुशलानुष्ठान के प्रति प्रेरित करते है । इन की ऋद्धि जीघत्र ही “पृथरजना- 
वर्जेनकरी ” होती है ।' 


१. मेण्ठकावदान, पृु०८२, ८३े ।,सहसोद्गतावदान, पृ० १४३ । 


२१२ | विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


(३) श्रनुत्तर-सम्पक्‌-संबोधि या बोपिसत्त्व-यान 


बोधिसत्त्व का आदर्ण, स्वदुःख-निवृत्ति न द्वो कार निरन्तर पर- 
सेवा-निरत रहना है। वह सब जीवों को दुःव से विमुक्त करना चाहता 
है। बोधिसत्त्व संसार के प्राणियों के निस्तार फे लिए अपने निर्याण तक 
की कामना नही करता । वह सम्यक ज्ञान की प्राप्ति केबल अपने लिए 
नही करता, अपितु अनेक प्राणियों को वलेश-बन्धनों से निर्माकत करने के 
लिए । ऐसी अनेक कथाएं प्राप्त होती हैं, जिन मे पारमिताओं की साधना 
के लिए उपासक अपने जीवन का भी उत्सर्ग कर देता है । उस का प्रयोजन 
ऐहिक या पारलौकिक सुस न हो कर, अनुत्तर-सम्यकू-संत्रोधि का अधिगम 
होता है; जिस में वह अदास्तो को आत्म-निग्रहार्थ प्रेरित कर सके, बन्धन 
युवत मनुप्यों को निमु क्त कर सके, अनाब्वस्तों को आश्वस्त कर सके एवं 
उहिस्नों को सुखी कर सके ।' 


पूर्ण के रूप में हमे एक ऐसे भिक्नु का साक्षात््तार होता है जो 
धर्म-प्रचार को सब से अधिक महत्व देता है। पूर्ण का आदर्ण बोधिसत्त्व 
है । वह क्षान्ति-पारमिता से समन्‍्वागत हे! जब वह श्रोणापरान्तक में 
उपदेश के लिए जाता है, तब एक लुब्धक जो मृगया के लिए जा हरहां मा, 
इस मुन्डित भिक्षु को देख कर, उसे अपशबुन समभता है. और उसे धनुष 
चढ़ा कर मारने दौढता है | पूर्ण ने उस से कहा, तुम मुझे मारो, मृग का 
वध मत करो ।* 





१ घन्द्रप्रभवोधिसत्त्वचर्यावदान, पु० २०२ ), रुपावत्यवदान, पृ० ३०६, 
३१२॥ ' 
२. प्राजिदान, पु० २४॥। 


परिच्छेद १३ 


धर्म-देशना 


धमं-देशना मूलतः दो प्रकार की थी-- 


(१) दानकथा, शीलकथा, स्वर्गकथा, विषयस्थ - दोपो की कथा 
(कामेष्वादीनव), काम-विषयों से निःसरण, विष्य-मय एवं संक्‍्लेशव्यवदान 
की कथा द्वारा धर्म-देशना । 


(२) सामुत्कपिकी चतुराय॑सत्यसंप्रतिवेधिकी धर्म-देशना । 

दूसरी सामुत्कषिकी घमम-देशना, जिस में चतुरायं-सत्य का उपदेश 
रहता है, वह भिक्षु होने योग्य व्यक्ति को ही दी जाती थीं, जिस की 
शेमुपी, प्रथम कोटि की धर्म-कथाओ की देशना द्वारा प्राजल, विदस्ध 
एवं निर्मल हो चुकती थी। भगवान्‌ बुद्ध प्रकृति को पहले प्रथम कोटि की 
देशना द्वारा समुत्त जित, सप्रहर्षित, विनीवरण चित्त एवं ऋजचु चित्त वाली 
कर लेते हैं! तदवनन्‍्तर जब वह सर्वे-प्रकारेश योग्य हो जाती है, तब उसे 
सामुत्कर्षिकी चतुराय॑सत्यसंप्रतिवेधिकी धर्म-देशना करते है । 

चार आर्य-सत्य हैं-- 


(१) इुध्ख 

(२) ढुःख-टेतु (समुदय) 

(३) दु.ख-निरोध 

(४) दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपत्ति (मार्ग) 

पातंजल योग-सूत्र मे मोक्ष-शास्त्र को चिकित्सा-शास्त्र के समान 
चतुव्य ह वतलाया गया है । जिस प्रकार रोग, रोग का कारण, आरोग्य 





१. शादू लकर्णावदान, पृ० ३१७ । 


२१४ | दिव्यावदान में सस्कृति का स्वरूप 


और औपध ये चार चिकित्सा-शास्त्र के प्रतिपाद्य है उसी प्रकार हेय, हेय-हेंतु, 
हान और हानोपाय ये चार मोक्ष-शास्त्र के प्रतिपाद्य है।' 


भगवान्‌ की देशना में प्रतीत्य-समुत्पाद का भी ऊंचा स्थान 
है । प्रतीत्य-समुत्याद का अर्थ है, हेतु-फल परम्परा । अर्थात्‌ इस के 
होने पर (इस हेतु या प्रत्यय से) यह होता है; इस की उत्पत्ति 
से, उस की उत्पत्ति होती है । इसके न होने पर, वह नहीं होता; 
इसके निरोध से, उस का निरोध होता है । इस प्रतीत्य-समुत्पाद के बारह 
अग है--- 


(5) उपादान 

( १० ) जाति 

(११) भव 

(१२) जरा-मरण,दुःख-दौर्मतस्य-उपायास 


भगवान्‌ अनुलोम-प्रतिलोम देशना द्वारा प्रतीत्यसमृत्याद के द्वादशांगो 
का उपदेश देते है । अनुलोम-देशना द्वारा भगवान्‌ उत्पत्ति-क्रम को समभाते 
है अर्थात्‌ किस-किस कारण से किस-किस की उत्पत्ति होती है। प्रतिलोम- 
देशना द्वारा वह यह दिखलाते है कि जरा-मरणादि दु.खो का क्या कारण है ? 


७४७ शरशाभााणााााााााइ >> तलब लव वलीकी 


१: पातजल योग-सुत्र, साधनपाद, सूत्र १६ 


ह 


है. हु टश 
प््है 


कि 


ञ 


चतियों का $ 


है. के ॥ 


| शः 


न 
भ् 


( 
है 


॥ वे 





त्र्ज्नः 
उचित 


चंत 
ध्घाटव 


कक 


प्र 
हार 
डे न 
ह्ह्त 


श्र 
कि । 
ड् 





कानलिध्यणदार 


बढ 


प्रक्तिका नाम प्छ 


7२ 


२१६ | दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


कुशल कर्म-पंथ--- 

( १ ) प्राणातिपात-विरति 

(२ ) अदत्तादान-विरत्ति 

( ३ ) काममिथ्याचार-विरति 

(४ ) मृपावाद-विरति 

( ५ ) पैशुन्य-विरति 

( ६ ) पारुष्य-विरति 

(७ ) संभिन्‍्नप्रलाप-विरतति 

(८ ) अनभिष्या 

(& ) अव्यापन्तचित्तता 

(१०) सम्यक्‌-हृष्टि 

उपयु वत दस अकुशल कर्म-पथों के अत्यधिक आसेवन के कारण ही 
नारक (नरक-गति वाले) उत्पाट, भनुपाट, छेदन, भेदनादि दुःयों का मनुभव 
करते है | इन्ही दस अकुदाल कर्म-पथों के आमेवन के परिणाम स्वरूप ही 
तियंक्‌-गति वाले अन्योन्यभक्षणादि दु खो का अनुभव करते है और मात्म्य 
युक्त एवं कजूस होने से प्रेत-गति वाले क्षुत्त.पादि दु.खो का अनुभव 
करते है ।' 


उपयु क्त दस कुशल कर्म-पथों के अत्यधिक आसेवन से देव-गति वाले 
दिव्य स्त्री, ललित विमान, उद्यानादि सुखो का अनुभव करते है तथा इन्ही दस 
कुशल कर्मे-पथो का तनुतर एवं मृदुतर रूप से मासेवन कर मनुप्य-गति वाले 
हस्ति, अब्ब, रथ, अन्न, पान, दयन, आसन, स्त्री एवं ललितोद्यान-सुख का 
अनुभव करते है ।* 





१. सहसोद्गतावदान, पू० १५६ । 
२. वही, पृ० १८७ । 


परिच्छेद १५ 


कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त 


[क] पूर्व स्वकृत कर्मों पर विश्वास 


अपने पूर्व जन्मों में किए गये कर्मो पर लोगों का हृढ़ विश्वास था। जीव 
स्व-अनुष्ठित कर्मो के अनुसार ही फल का भोग करता है। भिक्षाटन करते 
हुए प्राप्त आहारो से तृप्ति का अनुभव न करता हुआ, धर्मरंचि सोचता है-- 


रक्त सया कर्म कृत यस्य कर्मणो विपाकेन न कदाचितृ वितृष्यमान 
आराहारमारागयामि  ? 


काचनमाला को जब अपने पत्ति कुणाल के नेत्रोद्धरण का समाचार ज्ञात 
होता है, तो वह मूछित हो जाती है एवं अश्रु-मोचन करती हुई नाना प्रकार 
से विलाप करती है । उसको इस प्रकार से विकल होते देख कुणाल कहते 
है कि यह तो अपने ही. कत-कर्मो का फल है। अतः शोक करना उचित 
नही | वह उसे सान्त्वना प्रदाव करने के निमित्त इस सत्य का उद्घाटन 
करते है-- 
“कर्मात्मक॑ लोकमिदं विदित्वा 
दुःखात्मकं चापि जन॑ हि मत्वा। 
सत्वा च लोक प्रियविप्रयोग 
... कर्तु प्रिये नाहसि वाष्पमोक्षम्‌ 


पिता अशोक के द्वारा इस दुष्कर्म को करने वाले व्यक्ति का नाम पूछे 
जाने पर भी कुणाल कहता है--- पर 


१. धम रुच्यवदान, पृ० १४६॥ 
२. फूणालाबदान, पु० २६७ ६ 


२१८ | दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


“एवयकृतानामिह फर्म णां फर्ल 
कथ तु वक्ष्यामि परंरिदं कतम्‌ ॥/* 
वीतथोक आभीर को अपनी ओर तलवार लिए हुए क्षाते देख सोचता है 
कि "स्वयं-कृत कर्मो का ही यह फल उपस्थित हुआ है” ।* 


भिक्षुओ के पूछने पर भगवान्‌ बुद्ध कहते है कि पूर्व-जन्म में जब यह 
वीतशोक लुब्धक था, तब इसने प्रत्येक-बुद्ध को मृग-बथ करने में बाधक 
जान, तलवार द्वारा उसका बंध कर दिया था। इसी कारण यह शस्त्र 
द्वारा मारा गया ।' 


[ख़ि] कर्मी का फल अश्रवश्य भावी 


मनुष्य जैसे कर्मों का अनुप्ठान करता है, तदनुरूप फलों का ही वह भोक्ता 
भी होता है। किसी एक व्यत्तित द्वारा कृत कर्मो के फल की प्राप्ति तदितर 
प्राणी को नहीं हो सकती । अन्तःपुर के अग्नि से जलने पर ध्यामावती ऋद्धि 
द्वारा आकाश में जा कर कहती है--- 


“भगिन्य:, श्रस्माभिरेवेतानि फर्माणि फृतान्युपश्चितानि लब्धसंभाराणि 
परिणतप्रत्ययान्योघवत्प्रत्युपस्वितान्यवश्यमावीनि । श्रस्मामिरेव कृत्यान्युप- 
चितानि । फोषन्यः प्रत्यनुभविष्यति ? 

भगवान्‌ बुद्ध का कहना है कि प्राणी को किसी भी किये हुए कर्म का 
फल अवश्य भोगना पडता है। अन्तरिक्ष, समुद्रमव्य और पर्वत-गन्वर में 
ऐसा कही भी कोई स्थल नहीं है, जहाँ स्थित होने पर प्राणी को कर्मो का 
फल न भोगना पड़े । 

“जवान्तरिक्षे. न समुद्रभध्ये 

न पर्वेताना बिवरं प्रविदय । 
न विद्येे स प्थिवाप्रदेशो 

यत्र स्थितं न प्रसहेत कर्मा ॥॥" 


१. कुणालावदान, पृ० २६६ । 

२. वीतशोकावदान, पु० २७७।॥ 

३. वही, पृ० र७छ८ । 

४. माकन्दिकावदान, पू० ४५७॥ 

५. वही, पृ० ४५७॥ रुद्रायगावदान, पुृ० ४७५ । 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | २१४ 


राजा अशोक, जब कुणाल से नेत्र-निष्कासन कर्म करने वाले का नाम 
पूछते है, तो वह कहता है -- 


“रजन्नतीत॑ खलु॒ नव शोच्य 
कि न श्रुतं ते मुनिवाक्यमेतत्‌ । 
यत्कमेंभिस्तेईपि जिना न मुक्ताः 
प्रत्येकवुद्धा: स॒दृढेस्तथंव ॥ 


भगवान्‌ बुद्ध ने वार-बार कहा है कि उपचित-कर्मों का विपाक न बाह्य 
पृथिवी-धातु मे, न अप-धातु में, न तेज-घातु मे और न वायु-बातु में होता है; 
अपितु वे शुभाशुभ कृत-कर्म तो उपाक्त स्कन्ध-धातु-आयतन के पु ज-भूत स्थुल 
देह में ही फलीभूत होते है। 


'त प्रशश्यन्ति कर्मारिंग श्रपि कल्पदतेरपि । 
सामग्रीं प्राप्प काल च फलन्ति खलु देहिनासम ॥ 


[ग] कर्म-विपाक 


“दिव्यावदान” की सभी कथाओं से यह सुष्ठुरूपेणा परिज्ञात होता है कि 
कर्म वीज के सहश है, जो अपने फल का उत्पाद अवश्य करता है। कर्म का 
विप्रणाणश नहीं । जब समय आता है और प्रत्यय-सामग्री उपस्थित होती है, 
तब कर्मो का विपाक होता है । 


एकान्त कषण्णु-कर्मो का विपाक एकान्त कृष्ण, एकान्त शुक्ल-कर्मो का 
विपाक एकान्त शुक्ल तथा व्यतिमिश्र-कर्मो का विपाक व्यतिमिश्र होता है। 
अतएव भगवान्‌ बुद्ध एकान्त कृष्ण एवं व्यतिमिश्र कर्मो का त्याग कर केवल 
एकान्त शुक्ल-कर्मो के अनुष्ठान का आदेश भिक्षुओं को सदा देते है-- 


““********'इति हि भिक्षव एकान्तकृष्णानां कर्मरणामेकान्तकृष्णो विपाकः, 
एकान्तशुक्लानामेकान्तशुक्ल:, व्यतिसिश्चाणां व्यतिसिश्च: | तस्मात्तहि भिक्षव 
एकान्तक्ृष्णानि कर्माण्यपास्य व्यतिमिश्नारि/ त्, एकान्तशुक्लेष्वेव कर्मस्वाभोगः 
करणीयः । इत्ये व वो भिक्षवः शिक्षितव्यस्‌ ॥* 


०0 
१. कुणालाचदान, पृू० २६६ । 


२. अ्रशोकवर्ावदान, पु० ८८ ।, सहसोद्गतावदान, पु० १९४ ॥। 
३. सहसोद्गताबदान, पु० १८४। 


परिच्छेद १६ 
चिरन्तन सत्य 


[क] शरीर फी श्रपावनता 


उपगुप्त वासवदला गरिका को उपदेश देगे हैं कि चाना-विध कामोत्पादक 
वस्वाभरणो से आच्छादित इस प्राकृत कुणप मे रति रखने वाला निश्चय ही 
अपडित, अज्ञानी एवं विगहणीय है | वस्तुतः: यह शरीर त्वचा, रुघिर, भाँस, 
चर्म, एवं महस्रों शिराओ से युक्त है । इस बरीर के दौरगेन्ध्य का निवारण 
करने के लिए अनेक प्रकार की सुगन्धियों का श्रयोग किया जाता है। इस शरीर 
के बैक्ृत्य (विकलता) को विविध वस्त्राभूषणों से छिपाया जाता हैं । इस शरीर 
से निर्मत स्वेद, मलादि अशुतियों का नि्रेण जल से किया जाता हैं। इस 
अमेध्य एवं अशुभ गरीर का सेवन केवल कामीजन ही करते है । पंडित लोग 
इस के प्रति सरकत चित्त वाले नही होते । 
/ बहिभभ॑ द्रारिंण रूपारिग हृष्ट्वा बालो$सिरज्यते । 
श्रस्ध्तरविदुष्ठामि ज्ञात्वा घीरो विरज्यते ॥ 
प्राज्धी इस शरीर का पैर से भी स्पर्श नहीं करता । . वस्तुतः: यह लोक 
मोह-संवर्धन करने वाला है, केवल देखने में भव्य-रूप है ) इस प्रकार की असद- 
वस्तु में सद-दुृष्टि का होना ही अविद्या है, जो सर्वेक्लेशप्रसवा मूलरूपा है। 
अतः भगवान्‌ भिक्षुओं को उपदेश करते है--- 


“***“«***तस्मात्हि भिक्षव एवं शिक्षितव्य, यदुृदग्धस्थुणायामपि चित्त 
स प्रदूषयिष्यामः प्रागेव सविज्ञानके काये | इत्येव वो भिक्षवः शिक्षितव्य्षँ 





१. पॉांशुप्रदानावदान, पु० २२० । 
२. साकदिकाचदान, पृ० ४५८ । 


विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | २२१ 


[व]नातस्य हि ध्रुवों सत्यु 


“सव क्षयास्ता निचयाः. पतनान्‍्ताः समुच्छुपाः 


संयोगा विप्रयोगान्‍्ता मरणान्त॑ च जीवितम्र्‌ 


मिलन के वाद विछोह ससार का एक शादवत्‌ सिद्धान्त हैं । इस 
का अपवाद कही नही मिलता मैत्रकन्यक ब्रह्मोत्तर नगर मे ३२ अप्सराजों 
के द्वारा प्रभूत सत्कार एवं विषय-सुख का भोंग प्राप्त कर उन से कहता 


है-- 


“इच्छामि गन्तु तदहं भवन्त्यो 

मा मत्कृते शोकछदे शयोध्वम्‌ 
सपातभद्रारिप हि कस्प नाम 

विश्लेषदुःखानि न सन्ति लोके ॥ 


और जो इस विश्लेष-दुःख से दुःखित होते है, वे मूढ-मति है। वह इस 
उपनिषद्‌ सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है-- 
बाताहताम्भोधितरंगलोले 
ये जीवलोके बहुदु:खभीमे । 


विश्लेषदुः:खाय रति प्रयान्ति 
॥ तेषां परो नाल्ति विमुट्चेताः ॥ 


सयोग का वियोग में परिणत होना एक स्वाभाविक नियम है । अतः 
संसार की अनित्यता को ज्ञात कर धीर पंडित जन उन में विक्ृत नहीं 
होते। प्रन्नज्या-ग्रहणा के लिए वीतशोक का अचल निश्चय जान कर राजा 
अशोक स्नेह-वश रोने ,लगते है। इस पर वीतजोक इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
करते है-- 
“संसारदोलामभिरुहझ लोलां 
यदा निपातों नियत: प्रजानायू। 
किसथंसागच्छति विक्रिया ते 
सर्वेण सर्वेस्थ यदा बियोग:ः ॥7”* 





१. पूणाविदान, पु० १७ | 
२ “मंत्र कन्यकावदान, पृ० ५०६--५०७। 
३ चीतशोकावदान, पु० २७५॥ 


२२२ | दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


रुद्रायण कहते है- न भैषज्य, न घन, न ज्ञाति-जन, न विद्या, 
न बल और न शौयें ही प्राणी को इस विकराल मृत्यु से बचा सकते हूं। 
वह फिर कहते है-- 


“देवापि सन्तीह महानुभावाः 

स्थानेष्विहोच्चेष. चिरायुषोंडपि ।॥ 
श्रायुःक्षयान्तेषपि. ततश्च्यवत्ते 

मुच्येत को नेह दरीरभेदात्‌ ॥ 
राज्यामि कृत्वापि महानुभावा 

वृष्ण्यन्धका: कुरवश्च पाण्डवाइच ।॥ 
संपन्‍नचित्ता यशसा ज्वलन्तः 

ते न गक्‍ता मरखण नोपगन्तुम ॥ 
न सयभेन तपसा न राजन 

न कर्मणा वीयेंपराक्रमेशा वा | 
न वित्तपूर्गन धनेरुदारः 

शकवय कदाचिन्सरणाहिमोक्‍्तुम_ ॥ 
नंवान्तरिक्ष न समुद्रमध्ये 

न पर्वेतानां विवरं प्रविश्य । 
न विद्यते सपृथिवीप्रदेशो 

यत्र स्थित न प्रसहेत मृत्यु: ॥// 


तत््ववादियो की, नेत्र-निष्कासन के कठोर आदेश का श्रवण कर भी, 
कुणाल- “पश्यानित्यमिद सर्व नास्ति कश्थयिद्‌ भ्र्‌वे स्थित:”---इस उक्ति का 
स्मरण करता हुआ निरपराधी होने पर भी प्रसन्नता-पूर्वक अपने दोनों नेत्र 
निकलवा डालता है।' 


मनुप्य अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है और अकेला ही दुःखो 
का भोग करता है) इस ससररण-क्रम मे उसका कोई साथी नही होता-- 


“एको हाय॑ जायते जायमान-- 
स्तथा ख्रियते ज्रियमाणोड्यमेक । 


१ रुद्रायशावदान, पु० ४७५॥ 
२ कुणालाबदान, पुृ० २६५। 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | २२३ 


एको दुःखाननुभवतीह  जन्तु-- 
ने विद्यते संसरतः सहाय: ॥/! 


इस सत्यता का ज्ञान प्राप्त कर, जो सव्वे संग-परित्याग कर प्रव्नज्या-ग्रहण 
कर लेते है, वे पुनः जन्म-ग्रहण नही करते-- 


“एत्च्च हृष्ट चेहू परिन्नजन्ति 
कुलायकास्ते न भवन्ति सन्‍्तः । 
ते सर्वसंगानभिसप्रहाय 
न गर्भशय्यां पुनरावसन्ति ॥/* 


इस प्रकार संसार की अनित्यता एवं भयावह और दुःख उत्पन्त करने 
वाले दृश्यो के द्वारा लोक की निःसारता को समझा कर पण्डित-जन वन का 
आश्रयण करते थे । वासवराजा का पुत्र रत्नशिखी जी, आतुर (रुरा) एवं 
मृत हृश्यो को देख वन में चला जाता है और जिस दिन वह वन मे जाता है, 
उसी दिन अनुत्तर ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, जिससे वह रत्नशिखी सम्यक्‌ 
सबुद्ध के नाम से सुप्रसिद्ध हो जाता है ।' 


वस्तुतः जो काम से विमुख होकर शान्त वन में निकल जाते है, वे ही 
संसार-सागर को पार करते है-- 


“त्यक्त्वा कामनिमित्तमुक्तमनसः दान्‍्ते बने निर्भताः 
पार यान्ति भवार्णवस्य महतः सश्चित्य सार्गप्लवम्‌ ४ 


रुद्रायथणाचदान, पु० ४७६९ ४ 
“ वही, पु० ४७६॥ 
मैत्रेयावदान, पु० ३८ । 

« पांशुप्रदानावदान, पृ० २२१॥ 


धर: जा टूए अाए 


छुठा प्रध्याय 
शिक्षा 


परिच्छेद १ शिक्षार्थी 
परिच्छेद २ शिक्षक 
परिच्छेद ३ शिक्षा के विषय 
परिच्छेद ४ दिक्षा-प्रणाली 
परिच्छेद ५ स्त्री-शिक्षा 


परिच्छेद १ 
शिक्षार्थी 


शिक्षार्थी को “माणवक” की संज्ञा दी जाती थी। छात्रों का कत्तं व्य 
गुरु के प्रति भक्ति-भाव रखना तथा उनकी सेवा-शुश्नू षा करना होता था । 


छात्र-जीवन मे आत्म-अनुशासन, इन्द्रियों के संयम पर विशेष बल दिया 
जाता था। विद्या का अजंन एक तपस्वी की भाँति करना पड़ता था। 
अध्ययन-काल तक शिष्य पूर्णी-ह्पेण ब्रह्मचरयं का पालन करता था। राजा 
वासव के द्वारा पत्र महाप्रदाव अधित किये जाने पर माणावक सुमति उनमे 
से चार को ग्रहण करता हे, किन्तु एक सर्वालिकरण विशभ्रूषिता कन्या का 
परित्याग कर देता है और कहता है--“भहं ब्रह्मचारी” ।* 


अध्ययन को समाप्त कर लेने पर ही विवाह का प्रइन उठता था, जब वह 
नेष्ठिक ब्रह्मचय ब्रत का पालन कर “चीर्णत्रत” हो जाता था ।'* 


१. भेत्र यावदान, पु० ३७।, धर्मरुच्यवदान, पृ० १५२ ।, शादू लकर्णावदान, 
पृ० ३१६,४२२ । 

२ धर्मरुच्यवदान, पृु० १५२। 

३. शादू लकराविदान, पृ० ३१८ ॥। 


परिच्छेद २ 
शिक्षक 


विक्षको में आचार्य, उपाध्याय और अध्यापक' की गणना हुई है | ये 
वेद, गास्त्र, इतिहास, लिपि आदि अनेक विषयो की शिक्षा ठेते थे | इनके 
अतिरिक्त “परिब्राजक” भी थे, जो घूम-घुमकर निर्वेद और वैराग्य का प्रचार 
करते थे ।* भिक्षु" और भिक्षुणियाँ' भी उपदेश देने का कार्य करती थीं । 
मत्रों को धारण करने वाले की “मंत्रवर” संज्ञा थी ।* थिक्षकों की एक सभा 
“पविद्यावादिक भी थी ।* 





१. चूटदापक्षावदान, पु० ४२८ ॥, धर्मरुच्यवदान, पृ० १५२। 
धर्मरुच्यवदान, पृ० १५२॥, जादू लकरणरविदान, पृ० ४२३ ।. 
चूडापक्षावदान, पृ० ४२६ ॥ 

चुडाफलावदान, पृ० ४२८ |, बाद लकराविदान, पु० ३१६८ । 
पुराविदान, पु० रेड । 

सद्रायरावदान, पु० ४६८ । 

चही, पु० ४७० । 

झा लकशरवबिदान पृ० ३१८६ । 

८. साकन्दिकावदान, पु० ४५४॥। 


श् 


न्धैप 
के 


कबीर 2 


परिच्छेद ३ 


शिक्षा के विपय 


उस समय अध्ययन के कई विषय प्रचलित थे, जिन मे लोग शिक्षा 


प्राप्त कर पूर्ण निष्णात होते थे। तत्कालीव शिक्षा-विषयों को चतुर्धा 
विभाजित किया जा सकता है--- 


(१) बौद्धिक एवं श्राध्यात्मिक विषय 


लिपि', सख्या , गरना', मुद्रा, उद्धार", न्‍्याप्त', शनिक्षेप”, वस्तु परीक्षा, 


दारुपरीक्षा,, रत्नपरीक्षा”, हस्तिपरीक्षा', अद्वपरीक्षा, कुमारपरीक्षा'*, 





द्। 


ही 6 0 4 ७६ ७ 


. फोटिकर्णावदान, प्‌० २ ॥, पूर्णावदान, पृ० १६ ॥, मैत्र यावदान, 


पृ० ३५। कुणालावदान, पु० २४६ ॥।, चूडापक्षावदान, पु० ४२७ । 


« वही, पु० २।, वही, पु० १६ ।, वही, ए० ३५ ।, चूडापक्षावदान, 


पृ० ४२७ | 


- चही, पृ० २।, वही, पु० १६ ।, वही, पु० ३५ ।, वही, पृ० ४२७ । 
. वही, पृ० २॥, वही, पृ० १६ ॥, वही, पृ० ३५ ॥, वही, पृ० ४२७ ॥ 
» चही, पृ० २), वही, पृ० १६॥, वही, १० ३५॥ 

* वही, पृ० २।, वही, १० १६॥, वही, पृ० ,३५। 


वही, पृ० २ ॥ वही, पृ० १६॥, वही, पृ० ३५ । 


« वही, पृ० २। वही, पृ० १६, वही, पृ० ३५ । 
« पूर्णावदान, पृ० १६, सैन्रे ययवदान, पृ० ३५ । 
« कोटिकर्णावदान, पु० २ ॥, पुर्णावदान, पु० १६ ।, सेन्रे यावदात पृ० ३५। 
११. 
१२. 
१३. 


पूर्णावदान, पृ० १६ ३, भैन्न यावदाच, पृ० ३५॥ 
वही, पृ० १६, वही, पृ० रे१ । 
वही, पृु० १६ ॥, वही, पु० २५॥ 


२३० | दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


कुमारी या कुमारिका परीक्षा', वेद! (१. ऋग्वेद, २: यजुर्वेद, ३. सामवेद, 
४. अधर्ववेद), वेद, (सागोपाग), वेद (सरहस्य), वेद!” (सनिधण्टकंटभान), 
वेद (साक्षरप्रभेदान्‌), इतिहास”, पढको (शो ?)“, व्याकरण", कल्पाध्याय", 
यज्ञमंत्र', लोकायता, आयुर्वेद ', अध्यात्म, भाष्यप्रवचन!", ब्राह्मणिक"', 
न्‍्याया" | 
(२) शारीरिक शिक्षा एवं युद्ध-शिक्षण सम्बन्धी चिपय 

हस्तिथिक्षा/ या हस्तिग्रीवा'', अश्वपृष्ठ”, रथ, शर", धनुष", 





१. पूर्णावदान, पु० १६ ॥, मंत्र यावदान, पृु० ३५ । 
शादू लकर्णा बदान, पु० ३२८, चुडापक्षावदान, पृ० ४२७ । 
» वही, पृ० ३१८, ३१८॥। 
वही, पृ० ३१८, ३१८६। 

बही, पृ० ३१८, ३१४८ ॥ 
« वही, पृ० ३१८, ३१६१ 

७. बही, १० ३१८, ३१६ । 

रा वहीं, पृ० ३१८, ३१४८ ४ 

द बही, पृ० ३१८०, ३१६ | 

१०. बही, पृ० ३१८, ३१४८६ । 

११. बही प्ृ० ३१८, ३१४६॥ 

२. बही, पृ० ३१८, ३१८, ३२८। 

१३. वहीं, पृ० ३२८ । 

१४. वही, पृ० ३२८ । 

१५ बही, पु० ३२८ | 

१६. चूडापक्षावदान, पृ० ४२७। 

१७. शा लकरणविदान, पृ० ३२८॥। 
१८. मेन्नेयावदान, पु० ३५। 

१६. कुशालावदान, पृु० २४६ ॥ 

०. मेत्रे यावदान, पू० ३५ ॥, कुणालावदान, पु० २४६ । 
२१. बही, पु० ३५॥, वही, पृ० २४८ । 

२ वही, पृ० ३५ ॥, वही, पृ० २४६ । 
३ वही, पु० ३५॥, बही, प० २४६ । 


लप्ण 


ह< 


डी रु 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | २३१ 


प्रयाण', निर्याण', अंकुशग्रह', पाश्मग्रह', तोमरग्रह', यष्टिवन्ध', मुष्टिवन्ध', 
पदवन्ध”, शिखावन्ध, दूरवेव, मर्मवेध।, अक्षुण्ण वेध, हृढप्रहार । 


(३) ज्यौतिष सम्बन्धी विषय 


महापुरुषलक्षण *, मृगचक्र', नक्षत्रगण', तिथिक्रमगण १४७, कर्मचक्र) <, 
अगविद्या? ९, वस्त्रविद्या* ०, शिवाविद्या” या शिवारुतम्‌, दकुनिविद्या', 


सेत्र यावदान, पु० ३५॥। 

« वही, पु० ३५॥ 

» वही, पु० ३५, कुरालावदान, पृ० २४४ । 
वही, पु० ३२३५ ॥ 

वही, पु० ३५ |, कुणालावदान, पुृ० २४४८ ॥। 
वही, पृ० ३५। 

वही; पूृ० २५) 

» वही, पु० ३५१ 

« वही, पृ० ३५॥। 

* वही, पु० ३०२ । 

* वही, पृ्‌० ३५ ॥ 

« वही, पु० ३५। 

वही, पु० ३५॥ 

. शाह लकर्णावदान, पु० ३१८, ३१६॥ 
» वही, पुृ० रे२८। 

« वही, पृ० ३२२८॥ 

» चही, पृ० रे२८॥ 

बही, पु० ३रद्ध । 

« वही, पृ० ३२२८॥ 

गि वही, पु० ३२८ ॥ 

« वही, पू७ रेरे८ । 

* वही, दृ० ३६६॥। 

« चही, पु० ३९८। 


नी 93 9 “0 “७9 “४0 «४59 “४ “४७० 
शी ढक एकल लत 9 हारा कबीर ल दा दए:७ 


नल 0 09 
297 व “9 6०0 (२2 


२३२ | विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


राहुचरित.' . शुक्रचरितो, . ग्रहचरित,' पक्षाध्याय, भूमिकम्पनिर्देश* 
व्याधिसमुत्यान*', तिलकाध्याय”, उत्पातचक्रनिर्देश&, पुरुपपिन्य", पिटकाध्याय"*, 
स्वप्नाध्याय/', मासपरीक्षा'', खंजरीटकन्नान, पाणिलेखा", वायसरुतम्‌'", 


द्वारलक्षण द्वादशराशि?", कन्यालक्षण१7, लुद्भाध्याय) ९, 
घूमिकाध्याय । * है 


(४) धारणी एवं वशीकरण विद्या-विषय 


१. पडक्षरी विद्या"--पडक्षरी से यहाँ यह तात्पर्य नही कि इस में ६ 
अक्षर हो । अपितु यह एक धारगणी ज्ञात होती है, जिस का कार्य बौद्ध-वर्म मे, 


शाहू लकर्णावदान, पृ० ३२८। 
वही, प्‌० ३२८। 
वही, पु० ३२८ । 
« वहीं, पु० ३२८। 
वही, पृ० ३५७। 
वही, पृ० ३६४ ॥ 
वही, पृ० ३६८ ॥ 
वही, पु० ३७१॥ 
वही, पृू० ३८० । 
« वही, पु० रेघ२। 
* वही, पृ० ३२८५ ।॥ 
१२. वही, पूृ० रेदे३। 
१३. वही, पृ० ३९४। 
१४. वही, पृ० ३८६। 
१५. बही, पृ० ४०२ ॥ 
२१६. बही, पृ० ४०५॥ 
१७. वही, पृ० ४०७॥ 
१८. वही, पृ० ४१०१ 
१४. वही, पु० ४१४। 
२०. बही, पृ० ४२० । 
२१- वही, पृ० ३१५॥ 


2 


गा) #ढचिं 
न फछ है! 


दिव्यावदान मे संस्कृति का स्वरूप | २३३ 


अथर्वेवेदीय मत्नों के समान, रक्षा करमा था | इस का महायान-साहित्य में 
बडा स्थान था। 


भगवान्‌ बुद्ध आनन्द को षडक्षरी-विद्या का उपदेश देते है। वह, आनन्द 
के स्वय अपने हित और सुख के लिए तथा भिक्षु-भिक्षुणी . उपासक-उपासिकाओं 
के हित और सुख के लिए इस विद्या को धारण करने तथा इसका उपदेश 
करने को कहते हैं। यह विद्या इस प्रकार वर्णित है-- 


“झण्डरे पाण्डरे कारण्ड केयुरेर्शाचहस्ते खरग्रीवे बन्धुमति वीरमति घर 
विध चिलिमिले घिलोडय विषारिं' लोके । चिष चल चल । गोलमति गण्डविले 
चिलिमिले सातिनिम्ने यथासंविभक्ते गोलमति गण्डविलाये स्वाहा ।” 


इस पडक्षरी-विद्या का इतना प्रभाव है कि भगवान कहते है, "हे आनन्द ! 
इस विद्या द्वारा स्वस्त्ययन-परित्राण किये जाने पर जो वध के योग्य होता है, 
वह केवल दण्ड से ही छूट जाता है, दण्डाहँ प्रहार से, प्रहाराहे परिभाषण 
(अपशब्द) से, परिभाषणाह रोमहपंण से और रोमहषंणाहँ भी पुत्र: निश्ुुक्त 
हो जाता है। हे आनन्द [| देवलोक, मारलोक, ब्रह्मलोक, श्रमण, ब्राह्मण, 
प्रजा, देव, मनुष्य तथा असुरो मे, मैं कही किसी ऐसे व्यक्ति को नही देखता 
जो, केवल पूर्वकर्म-विषाक को छोडकर, इस पदढक्षरी विद्या के द्वारा रक्षा 
किये जाने पर भी अभिभूत हो” ।* 

२. वशीकरण-विद्या ---इसके द्वारा लोगों को अपने अनुकूल किया जाता 
था। प्रकृति की माता आनन्द को अपने घर ले आने के लिए वशीकररा-पमंत्र 
का प्रयोग करती हैं। वह घर के आँगन के मध्य मे गोवर का लेप लगा, वेदी 
बनाकर दर्भो कुशों) को फंलाकर अग्नि प्रज्वलित करती हैं और निम्न 
मन्नोच्चारण कर एक-एक अर्क (मदार) के पुष्प की आहुति देती जाती है-- 


“अमसले विसले कुडः कुसे सुमने । येल वद्धासि विद्य तू । इच्छुया देवो वर्षति 
विद्योतति गर्जति । विस्मय नहाराजस्थ समसभिवर्धयितु' देवेम्यो मनुष्येम्यो 
गन्धवस्यः शिखिग्रहा देदा दिशिखिग्रहा देवा आनन्दस्थागसनाय संगसनाय 
क्रमरणाय ग्रहयाय जुहोमि स्वाहा” ॥ 





१. शाह लकर्णावदाव, पृ० ३१५-३१६ ॥ 
२. वही, पू० ३१४॥। 
३. वही, पृ० ३१४॥। 


२३४ | दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


यह प्रक्तियां अथर्ववेद के कौशिक-सूत्र से समता रखती है । 
इनके अतरिक्त कुछ अन्य रहस्यमयी विद्याओ एव मंत्रों के नाम ये है-- 


(१) मैत्री 
(२) शिखी 
(३) संक्रामणी 
(४) प्रक़्ामणी 
(५) स्तम्भनी 
(६) कामरूपिणी 
(७) मनोजवा 
(5) गान्धारी 
(६) घोरी 
(१०) वशंकरी 

(११) काकवाणी 

(६२) इन्द्रजाल 

(१३) भञ्जनी 

इन उपयुक्त विषयो मे से कुछ का उल्लेख “ललितविस्तर” में भी प्राप्त 
होता है । “दिव्यावदान? और “ललितविस्तर” दोनों में प्राप्त होने वाले 
समान विषयों की तालिका निम्नलिखित है -- 

(१) लिपि 

(२) मुद्रा 

(३) गणना 

(४) संख्या 

(५) धनुर्वेद या धनुष्कलाप 

(६) इषु 


१. श्ाद लकर्णावदान, पु० ३३२ १ 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | २३५ 
७) हस्तिग्रीवा 
) रथ 
) अइवपृष्ठ 
) अंकुशग्रह 
) पाशग्रह 
) मुष्टिवन्ध 
(१३) शिखावन्ध 
) भअक्षुण्णविधित्व 
) मर्मवेधित्व 
(१६) स्वप्नाध्याय 
) शकुनिरुतम्‌ 
(१८) स्वत्रीलक्षण 
(१६) अश्वलक्षण 
(२०) हस्तिलक्षण 
(२१) कटभ 
(२२) निधण्डु 
(२३) इतिहास 
(२४) वेद 
(२५) व्याकरण 
(२६) यज्ञ 
(२७) ज्योतिष 
(२८) _ लोकायत 
(२६) हेतुविद्या [न्याय दर्शन] 
/दिव्यावदान” और “प्रवन्धकोश' मे प्राप्त समान विषयों की सूची इस 
प्रकार है-- 
(१) लिखितम्‌ 
(२) गरितम्‌ 


२३६ | विव्यावदान सें संस्कृति का स्वरूप 


नी 


३) व्याकरणम 
४) निधण्ठु: 
रत्नपरीक्षा 
आयुधाम्यास: 
गजारोहणम्‌ 
तुरगारोहणम्‌ 
मंत्रवाद: 
शाकुनम्‌ 
वेद्यकम्‌ 
(१२) इतिहास: 
(१३) वेदः 


>) अ0 
० 


० रि 93 
से तमन्‍भम, 3 कलमबानरी, बंसल 


न्ड नि ऑ अओ अिमक33. सीओ... आओ 
छ 


नी. अब 
न 
0 

जिन अली 


परिच्छेद ४ 
शिक्षाअणाली 


विद्याधष्ययमत के अधिकारी सभी जाति के लोग थे । इसमे ब्राह्मणों का 
ही केवल एकराधिकार नही था। मातगराज त्रिशकु अपने पुत्र शादू लकर्ण को 
वेद तथा अन्य शास्त्रों को पढाता है ।* 

बालक के बड़े होने पर माता-पिता उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए ग्रुरु 
के पास भेज देते ये । लिपिया अक्षरों की शिक्षा जहाँ दी जाती थी, उसे 
लिपिशाला' या लेखशाला' कहते थे । चन्द्रप्रभ दारक जब लगभग आठ वर्ष 
का होता है, तो उसके माता-पिता उसे स्तान करा कर तथा वस्त्रालंकारों से 
सज्जित कर अनेक अन्य दारको के साथ लिपि सीखने के लिए भेजते है ।* 


भिन्न-भिन्न विपयों की शिक्षा देने के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ अध्यापक थे । 
“लिप्यक्षराचार्य " लिपि एवं अक्षरों की शिक्षा देते थे। इसी प्रकार 
“इष्वस्त्राचार्य” धनुष चलाने आदि की शिक्षा देने थे ।' 


अध्ययन-काल में छात्र ब्रह्मचये-त्रत का पालन करता था । बंदिक-युग की 
तरह आचार्य-उपाध्याय को गुरु-दक्षिणा देने की भी प्रथा थी। सुमति और 
मंति नाम के दो माणवक वेदाध्ययन समाप्त कर उपाध्याय को दक्षिणा देने के 
लिए चिन्तित होते है | सुमति राजा वासव के द्वारा प्रदान किये गये महाप्रदानों 
को ले जाकर अपने उपाध्याय को अपित करता है ।* 





शादू लकणावदान, पृ० ३१६ । 
रुपावत्यवदान, पु० ३१० । 
स्वागतावदान, पु० १०६॥ 
रूपावत्यवदान, पु० ३१०॥ 
स्वागतावदान, पु० १०५१ 
साकन्विक्नावदान, 'पूु० ४५४। 
धसंरुच्यवदान, पु० १५२ । 


6 220 २ 26 आए हु 


२३८ | दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


केवल नियमित शिक्षा-अवधि की समाप्ति पर ही शिक्षा की समाप्ति 
नही हो जातो थी । त्यागमय जीवन ग्रहण कर बहुजनहिताय एवं वहुजनसुखाय 
घूमते रहने वाले विद्वान को “चरक” कहा गया है । भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं 
को घूमते रहने का आदेश दिया था । बुद्ध ने देशनानन्तर पूर्ण से कहा था-- 
“जाओ, पूर्ण ! दूसरो को विमुक्त करो । दूसरो को संसार से पार लगाओ”' ॥' 


कथा-शैली भी तत्कालीन एक लोकप्रिय शिक्षा-प्रशानी थी । इस के 
द्वारा गुरु रोचक एवं उपदेशपूर्ण कथाएँ सुना कर शिष्य की शेमुपी को 
प्रांजल, विदगध एवं निर्मेल करता था । भगवान्‌ बुद्ध मातगदारिका प्रक्ृति 
को धामिक कथाओं के द्वारा उपदेश देते है. (सदर्शयति), एव उस कथा के 
प्रति रुचि जागृत करते है (समादापयत्ति), उत्तेजित करते है (समुत्त जयति) 
और हर्ष उत्पन्न करते हैं (सप्रहर्पपति। । वे कथाएं * थी--दान-कथा, 
शील-कथा, स्वर्गकथा, विषयों मे स्थित दोप की कथा (कामेष्वादीनवम ), 
काम-पलायन (निःसरण) , विषय-भय एवं सक्‍लेशव्यवदान की कथा ।' 


सदेह के लिए तीन शब्द प्रयुक्त हुए है'-- 'काडज्षा”, “विमति” और 
“विचिकित्सा” । किसी प्रकार का सन्देह न रहने को “विगतकथकथा” कहते 
थे । किसी विषय को कण्ठस्थ कर लेना “ पर्यवाप्‌” था।" छुट्टी (अनध्याय) 
के लिए “अपाठ” शब्द था 


शारीरिक शक्ति का अर्जंन उस समय की शिक्षा का उद्देष्य था । यही 
कारण है कि अन्य विषयो के अतिरिक्त श्वारीरिक शिक्षा भी दी जाती 
थी । स्थविर उपगुप्त राजा अशोक को कपिलवस्तु के स्थानों 
को दिखलाते हुए कहते है--“यह बोधिसत्त्व की “व्यायामशाला” थी ।॥”" 


पुर्णावदान, पृ० २४ ॥ 

शादू लकरविदान, पृ० ३१७। 
वही, पृ० ४२४ । 

* वही, पृ० ३१७। 

« वही, पृ० ३१५। 
चूडापक्षावदान, पृ० ४२६। 
कुणालावदान, पृ० २४६ । 


6 0 >< ७६ नए ०0 “० 


दिव्यावदान सें संस्कृति का स्वरूप | २३६ 


अध्ययन के इन अनेक विषयो के होने का यह अभिप्राय था कि छात्र केवल 
एक ही विषय का अध्ययन्त न कर, नाना-विध झ्ञास्त्रों मे पारंगत हो । 
यह वहुज्ञत्व ही शिक्षा का सच्चा मापदंड था, जिस के कारण छात्र शिक्षा- 
क्रम मे अनेक विषयो का अध्ययन करते थे। 


८दिव्यावदान” में एक चाण्डाल के स्व ज्ञास्त्ञ होने की कथा प्राप्त 
होती है । मातंगराज त्रिशकु एवं ब्राह्मण पुप्करसारी का वार्तालाप इस वात 
को प्रकट करता है कि ब्राह्मरात्व, जन्म पर या आचरण पर निर्भर 
करता है, ? मातंगराज चिशंकु अपने ज्ञान द्वारा ब्राह्मर पृप्करसारी को 
निरुत्तर एवं निष्प्रतिभ कर देता है ।" वह उसे अनेक जास्त्र एवं विद्याओं 
का ज्ञान कराता है । अन्त से ब्राह्मण पुष्करसारी मातगराज त्रिशकु के प्रति 
अपने इन विचारो को व्यक्त करता है-- 


“सगवात श्रोन्रियः श्रष्ठस्त्वत्तो भुयात्ष विद्यते । 
सदेवकेषु लोफेपु सहात्रह्या समो भवातनु ॥* 


इस प्रकार उस काल मे ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र मे भेद-भाव का 
कोई स्थान नही था । 


महाभारत की कथा के अनुसार भी, जाजलि चाण्डाल ने विध्वामित्र 
को सत्यानृत्त का उपदेश दिया था ! 





१. शादू लकशरविदान, पृ० ३३१। 
२. वही, पृ० ४२२ । 


परिच्छेद ५ 
स्त्री-शिक्षा 


स्‍त्री-शिक्षा प्रचलित थी । स्त्रियों को भी शिक्षा-प्रहण करने का 
अधिकार था। “माकन्दिकावदान” में दारिकाओ के द्वारा, रात्रि में बुद्धवचन 
का पाठ किये जाने का उल्लेख है ।' 


तिष्यरक्षिता तक्षशिला-निवासियों के पास कुणाल के नेत्रोत्पाटनार्थ एक 
कपट-लेख लिखकर भेजती है ।' 


मातगदारिका प्रकृति की माता, आनन्द के चित्त को आक्ृष्ट करने के लिए 
मंत्रों के जप द्वारा अग्नि मे आहुति देती है ।' 


स्त्रियाँ संगीत-नृत्यादि ललित-कलाओ की शिक्षा भी ग्रहण करती थी। 
राजा रुद्रायण की पत्नी चन्द्रप्रभा देवी नृत्य मे अत्यन्त निपुरा थी । कहा गया 
है कि जब राजा रुद्रायण वीणा-वादन करते थे, तो उस समय चन्द्रप्रभा देवी 
नृत्य करती थी ।* 


भगवान्‌ बुद्ध ने मातगदारिका प्रकृति को धर्म की शिक्षा दी थी॥४ 
भगवान्‌ बुद्ध एवं अन्य वौद्ध-भिक्षुओ के द्वारा अनेक स्त्रियों को पधर्म-शिक्षा 
देने का उल्लेख है |” आयुष्मान्‌ पन्‍्थक, भिक्षुणियों के अववादक (आध्यात्मिक 





साकन्दिकावदान, पृ ० ४५७ । 
कुणालावदान, पु० २६४ । 

शादू लकर्शावदान, पु० ३१४ । 
रुद्रायशावदान पृ० ४७० । 

* शाह लकर्णावदान, पु० ३१७। 

वही पृ० ३१७ ॥, पुर्णाविदान, प० २९४। 


बी हुए 26 2 (० 2० 


विव्यावदान सें संस्कृति का स्वरूप | २४१ 


प्रवचन-कर्ता) के रूप में भगवान्‌ बुद्ध के द्वारा नियुक्त किये गये थे ।* 


अन्तःपुर को धर्म-देशना भिन्लुणियाँ करती थी । राजा रुद्रायण 
के अन्तःपुर को धर्मोपदेश देने के लिए शैला भिक्षुणी को भगवान्‌ बुद्ध ने भेजा 
था।' 


$ 





१. चुडापक्षावदान, पु० ४३२। 
२ रुद्रायणावदान, पु० ४६९ ।॥ 


परिच्छेद 
परिच्छेद 
परिच्छेद 
परिच्छेद 
परिच्छेद 
परिच्देद 
परिच्छेद 
परिच्छेद 
परिच्छेद 
परिच्छेद १० 
परिच्छेद ११ 
परिच्छेद १२ 


3. &छ #ा >> 6६ छः 0 “७० 


बी 


नक्षत्र 

मुहूर्त 

ग्रह 
तिथिकरमं-निर्देश 
स्वप्न-विचार 
फन्या-लक्षरा 
तिलक-विचार 
पिटक-विचार 
वायस-एतम््‌ 
शिवा-रुतम 
पराशि-लेखा 
चिकित्सा-विज्ञान 





परिच्छेद १ 
नक्षत्र 


[क॥] नक्षत्र-वंश 

नक्षत्र २८ है-कत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, ;पुनर्वसु, पुष्य, 
आइलेषा, मघा, पुर्वफाल्युनी, उत्तरफाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाती, चिशाखा, 
अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, अभिजित्‌, श्रवणा, घनिष्ठा, 
शतभिषा, पूर्वभाद्रपद, उत्तरभाद्रपद, रेवती, अश्विनी और भरणी ि 


ये २८ नक्षत्र चातुर्धा विभक्त है -- 


(१) पूर्वद्वारकारि 

(२) दक्षिणद्वारकारि 

(३) परश्चिमद्वारकारिय, और 

(४) उत्तरद्वरकारि 

कृत्तिका से लेकर आइलेषा-पर्यत्त नक्षत्र “'पुर्ृद्वधारकारि मे, मघा से 
विशाखा-पर्यन्‍त “दक्षिणद्वारकाणि” मे, अनुराधा से श्रवणा-पर्यन्त 
“परिचमद्वारकाणि में तथा घधनिष्ठा से भरणी-पर्येत्त नक्षत्र 
“उत्तरद्वारकारि मे आते हैं । 


१. हाहूलकर्खावदान, पूृ० ३३४ । 
२ वही, पु० ३३४-३६॥ 


२४६ | दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


820002]% 59 >08॥9फ०फफी५ए.... अछरिशधिशआके. ४४३१३४५४१२ 9000५ 0१४३ '६३ 





*ब/ 22 
प्एफरीफ उैश्े -+-२०४३४ कफमड4:0]..... ३४५४१ फजाएफ) 400४2] 'ऐ९ 
डाक 83५] ५७४४ ॥0[8|२४52:४॥ 24 )94 25 $2| ५:४३) डे '३९ 
82332 
५92] ५५ ॥808. >8%02४72 29042)28&% #055|:%४% ४०२१]... (४2/५४७।७४ *०३ 
४७४४६ 3 ॥ 2] 008/72920%/2] /38/24850030| ५$०/22] ४2% *ह 
॥20॥202/20:0] &|. >82/%०/2] $482292802]... ॥082/9/५५ (४॥5 5५॥४४४७ 488 9 
400४0 ४६ के ॥:)/)॥/ )3/4227 03. 50 /20052/2%॥2!2॥ ॥34] 08] 40/2%0॥2 “0 
४१४॥४०४५।॥४ )2]४>टे >2809४59 #(0४५29%॥... ४29/2/8 ६४ ५:०॥७४८| 009 *9 
+0५ 
298]8 2]2]88 >!2॥5)5 0222]!2२४:४+ 2383 १४४४ ५$>।29] 98४ '४ 
४०0०४ 5 >880/99|9 809222४:७ 0॥029%)20] ५2%/2%) 2]88 '& 
पिन कफ. आशिक डक 00222 828४%॥._ /४३४४॥]०४५ 22 ।238]॥8 'ऐै 
808976 ॥2॥ 82 >3209/980-5 ॥826252]8282%. //02/22]52% ५००२४. ऐडे।+ ४ 
#-ा ४०8 ४>,॥8 >।20४9४ २2४०९॥2) /#॥/ 23:33 2] ५2)/220 0०य]8 *९ 
30४७४ | | ॥0]।998 । ॥॥/5 2283 ४॥॥४॥४०७ ॥08) १५४ ॥3॥२ | ४॥४-४६४४)४ ४2. 





विव्यावदान सें संस्कृति का स्वरूप | २४७ 





#शूप 
अपर 
3028॥६29॥४ 


00४०४॥8/2/098 
20% ॥)५ 

(484 88 
470200)7450] ४ 
१20४४॥७2% 
30)280/४)8 


320॥॥20फ, ५ 
॥0020॥0/५५४ 
+200/22!% 
30820/॥2%3४ 
009020)82/2॥02 


02082020.90))% 


४ 
)2)32): 
॥0/ 


47(०४8 
0223 (£8]॥8 
93)2 
58 
090] 
॥> 


४४४2] 


|| 


्् 


हि न 
०3 
श्प 


॥20])४०3 


3480॥85002)2!२] 
80059 
378॥05४ 


3)8) 00५ 
38)9)३]3.9)५ 
5४७ 

>80 8२2२ 
>/8)9,939]४ 
>]8॥202॥8 


५।2॥॥04॥2.5 
0429५०३१॥६72 
>]8/2%॥29 

002॥02]।॥४ 
399। 9)» 


>]9009५7॥20१] 


हा 
८ 
॥0(७.92525॥2| 

रेड 
209॥829:09 
9022823/2] 
ध४२४6/220७| 

रह 
३8२४४२॥३॥] 
७[७/२2०७७ 
।मर्पी मर 
७॥॥०)२४१४॥४)०] 
30४र258॥2] 
000९४26)92000 
मरेट02908] 
॥गरेट५ 


0॥89॥॥82/>90 


स्‍2029.0)५ 
/2॥॥3४9)९॥॥९ 
20॥82/0%)20)॥ 


56 


+203/४%४४ 
44%>)०५)२/३) 
॥202)३)२९०।९ 
42082)2॥292)20: 
#43 ६६ 


/203)39%:)2]]9)% 
+207239/45/2॥ (४ 
४0>४२%०४) ४ 
20>४)३8)०॥27 
४७32)/>|४४।४२२ 


20>)>0॥8/2] 


५२१2१ 
०१७४) 
७४>॥|२३५६& 


५४०))२३०)७ 
५>।)२)२०७४ 

४७))२॥८] 
५० ।)१>०४० 


%>॥४9] 


४५०४७ ४9८ 
(2४2)/8 "नेट 
४३६ ४ 


2%४॥६७॥२६ फटे 
४४308) '#े 
40६] २४ 'है ९ 
99/2|४ 'टेटे 
30४४ “8 ढे 
90]४.)।४ *०७ 


॥9॥%]»॥38& '&8 
।909७]४४ *५३ 
29% 68 
4०५१६६ ४6९ 
॥४)%2॥8 '४४ 


490!0॥2] '#३8 


२४८ | विव्याववान में संस्कृति का स्वरूप 


इन उपयुक्त २८ नक्षत्रों मे से छा-+रोटिणी,पुररवेसू, उत्तरफस्गुनी, 
विशाखा, उत्तरापाढ़ा और उत्तरभाद्रपद--तालीस मुट्तैयोग के होने है । 
आर्द्रा, आदलपा, रवाती, ज्येष्ठा और शततिधा ये पलि परम्टट मृत्तेग्रीग 
के होते है । ऑला अभिजिव्‌ छ. मुट्तयोग का और थेपय, सीस मुट्तैयोग 
के होते है । 

इन मे से सात--क्तीस पूर्ण बालि अर्थात पूर्वफन्गुनी, प्रर्वाधाट, 
पूर्भाद्पदा और विधासा, अनुराधा, पुनर्ंंस, रखाती-चवल बात कहे 
गये है | आर्द्रा, आशोपा और भरणी ये सीस नर्ण हें | सार 
सम्माननीय है-- तीन उत्तर पद्र बारी अर्थात्‌ सत्तरकरगु्सी, उन्यरापाद्ा, 
उत्तरभाद्रदा और रोटिणी | पांच मूदु ॥कंवंगा, घनिष्दा, धनसिया 
ज्येपष्य और मूला । पच्चि घारणीय है-हस्ता, चिता, आईनपा, 
मधा और अभिजित | चार क्षिप्रकशणीय ह--कृचिता, मृगभिरा, प्रष्या, 
अश्विनी । 


परन्तु यहाँ पच घारणीय में आश्लेपा का सकलन छचित नहीं प्रतीत 
होता । बयोकि ऊपर तीन दाझग नक्षत्रों में इस नलत्र (आईलेपा] 
की गणना हो चुकी है | बट्ठाईस नक्षयों में से यहाँ रेबदी सद्त्ष का साम 
नही आया हू। अतः यह समीचीन प्रतीत होता है कि प्र धारखीय में 
आइलेगा के रथान पर रेवती की गणना की जाय । 
[| नक्षन्न-योग! 


इन अट्टठाईस नक्षयों के सीन सोग होते है-- 


(९) ऋषभानुसारी योग--उस में नक्षत जागे जाता है और चन्द्र 
पीछे । 
(२) बत्मानुसारी योग--इस में चन्द्र आगे और नक्षत्र पीछे जाता है । 


२) युगनझ बोग--इस में चन्द्र और नक्षत्र समान रुप से साथन्साथ 
हि 


जाते है । 
3 मम 5 जम 


१. झाहूलकर्रावदान, पु० ३३६ । 


[ग] नक्षत्र-व्याकरण' 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | २४४६ 





नक्षत्र नाम, जिस मे मनुष्य उत्पन्न 


तदनुसार मनुष्य की प्रकृति 





हुआ है 

कृत्तिका यशस्वी 

रोहिणी सुभग एवं भोगवान्‌ 
मृगशिरा युद्धार्थी 

आर्द्रा अन्न और पान का उत्स (स्रोत) 
पुनर्वसु कृषिमान्‌ एवं गोरक्षक 

पुष्य शीलवान्‌ 

आइलेषा कामुक 

मघा मतिमान्‌ एवं महात्मा 
पूर्वफल्मुनी न अल्पायु 

उत्तरफल्गुनी उपवासशील एवं स्वर्गपरायरा 
ह्स्ति चौर 

चित्रा नृत्यगीतकुशल एवं आभरणविधिज्ञ 
स्वाती गणुक अथवा गणाकमहामात्र 
विशाखा राजभट 

अनुराधा वाणिजक एवं सार्थ 

ज्येष्ठा अल्पायु एवं अल्पभोग 

मूल पुत्रवान एव यशस्वी 
पूर्वाषाढा योगाचार 

उत्तरापादा भर्वतिश्वर एवं कुलीन 
22 कीतिमान्‌ 

रा गा 

शतभिपा मूलिक 

बवसाद्रपद चौर सेनापति 

उत्तरभाद्रपद गन्धिक एवं गन्धर्व॑ 

रेबती नाविक 

अश्विनी अश्ववारिजक 

भरणी वष्यघातक 


१. शादू लकर्णावदान, प्रृ० ३३८-३२३४ ॥ 


२४० | दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


[घ] नक्षत्रों फा स्थान-निर्देश' 





नक्षत्र-ताम 


कृत्तिका 
रोहिणी 
मृगशिरा 
आर्द्रा 
पुनर्वसु 
पुष्य 


आशब्लेपा 
मधा 
पूर्वफाल्गुनी 
उत्तरफाल्गुनी 
हस्त 

चित्रा 
स्वाती 
वियाखा 
अनुराधा 
ज्येप्ठा 
सूला 
पर्वापाठा 
उत्तरापादा 
अभिजितत्‌ 
श्रवण 
धनिष्ठा 

, जशतभिपा 
पूर्वभाद्रपद 
उत्तरभाद्वपद 
रेवती 
अध्विनी 
भरणोी 


39+9+9++-+«म 3-33 +५3+न«3 थम 33+-3 ५... 





१. शाह लकर्णावदान, पु० इृध१ 








रथान-निर्देश 


काॉलिए और सगव 
सर्वप्रणा 

विदेह और राजोपर्मेवक 
धत्रिय और ब्राह्मण 
सोपगों 

सभी अवदात बरच 
राजपदनेवको मे 

नाग एवं हेमवत्त 
गीडिक 

चौर 

अवन्ती 

सौराष्ट्रिफ 

द्िपद पद्षि शा 
सभी प्रग्मण्या समापन्न सोगो में 
ओऔदफ 

वाशिजक और शाकटिक 

दौवालिक 

पथिफ 

वाहलीक 

काम्योण 

सभी दक्षि णापलिक एवं तान्नपरिक 
घातक एवं नौर 

कृद पाचाल 

मौलिक एवं आवर्बशिक 

सन्धिक्र एवं बबन काम्बोंज 


वाले और 


गन्धर्व 
नाविक 
असववाणिजक 


भद्रपदकर्म एवं भद्कायक 


विव्यावदान सें संस्क्ृति का स्वरूप | २५१ 


[ड] नक्षत्रों के राहु-प्रसित होने पर फल-विपाका 





- | उनका नाम, जिन्हे उस चन्द्र-ग्रह के 


नक्षत्र-ताम, जिसमे यदि चन्द्रग्रह हो 


फलविपाक स्वरूप कष्ट उठाना पड़ता 


है 





कृत्तिका 
रोहिणी 
मृगशिरा 
आर्द्रा 
पुनर्वेसु 
पुष्य 
आश्लेषा 
मघा 
पूर्वफाल्गुनी 
उत्तरफाल्गुनी 
हस्त 

चित्रा 
स्वाती 
विशाखा 
अनुराधा 
ज्येष्ठा 

मूल 
पूर्वाषाढा 
उत्तरापाढा 
अभिजितु 
श्रवरा 
वनिष्ठा 
शतभिषा 
पर्वेभाद्रपद 
उत्तरभाद्रपद 
रेवती 
अश्विनी 
भरणी 


नल ५ .ग+5 





अ्भासणणूू 


७७र॥७७७७७७७७७७७७७७७/७////७/्ेश्शश/शशनशशश"//श/आशशशआंभाााांभभााााआ आकलन लत अल जओ लाल की कली अतुल चल ववीनवववननिनिकललकनक 


१. झादू लकर्णावदान, पृ० ३२४५॥ 


कलिडग मगध को पीड़ा 
प्रजाओ को पीड़ा 


विदेह जनपद वासियों और राजोप- 
सेवकों को पीड़ा । 


नागो एवं हैमवतो को कष्ट 
गौडिक 

चौर 

अवन्ती 

सौराष्दिक 

पक्षी एवं हिपद 

सर्व प्रव्नज्या समापन्न लोग 
ओऔदक सत्त्व 

वरिक एवं शाकटिक 
दौवालिक 

अध्वग 

अवन्ती 

काम्वोज एवं वाह लीक 
दक्षिणापथिक एवं ताम्रपशिक 
चौर एवं घातक 

कुरु पांचाल 

मौलिक एवं आथर्वेणिक 
गान्धिक एवं यवनकाम्बोज 
गन्धर्व 

नाविक 

अश्ववरिक्‌ 

भरुकच्छ 


२५२ | दिव्यावदान मे संस्कृति का स्वरूप 


[च] श्रव, क्षित्र, दारण और अरधंरात्रिक नक्षत्र 


(अ) चार नक्षत्र श्रूव हैं-- 
(१) उत्तरफल्गुनी 
(२) उत्तरापाढा 
(३) उत्तरभाद्रपदा 
(४) रोहिणी 


इन नक्षत्रों में वीज डालना चाहिए, ग्रह-निर्माण करना चाहिए 
एवं राज-अभिषेक करना चाहिए । इन नक्षत्रों में नष्ट, दग्ध, विद्ध 
एवं हत वस्तुएं शीघ्र ही स्वस्ति लाभ करती हैं । इन नक्षत्रों भे उत्पन्न 
हुआ व्यक्ति धन्य, विद्यात्मा, यथस्वी, मगलकारी, महामोगी एबं मद्यायोगी 


होता है । 
(आ) चार नक्षत्र क्षिप्र कहे गये -- 


(१) प्रुष्य 
(२) हस्त 
(३) अभिजित्‌ 
(४) अश्विनी 


इन नक्षत्रों मे स्वाष्याय, मत्रसमारभ, प्रवासप्रस्थान, एवं गाय और 
घोड़ों को जोतना आदि कार्य करना चाहिए । चातुर्मास्थ यज्ञगमारभ करना 
चाहिए । इन नक्षत्रों मे नप्ट, दग्ध एवं विद्ध वस्तुएं जोतन्र ही स्वस्तिता 
को प्राप्त करती हैं । इन नक्षत्रों मे उत्पन्न व्यक्ति मंगलकारी, यशस्वी, 
महाभोगी, राजा, महायोगी, ऐश्वर्यश्ञाली, अत्यन्त उत्तम होता है । क्षत्रिय 
होने पर दान शील ओर यदि ब्राह्मण है तो पुरोहित होता है । 


(४) पांच नक्षत्र दारुण हैं -- 


(१) मघा 
(२) पूर्वफल्गुनी 





१. शादू लकणविवान, पृ० ३५३--३५४ । 


विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | २५३ 


(३) पूर्वाषाढा 

(४) पुर भाद्रपदा 

(५) भरणी 

इस नक्षत्रों में दरघ, नष्ट एवं विद्ध हुई वस्तुए' स्वरितता को नहीं प्राप्त 
होती । 
[ई] छः नक्षत्र श्रध॑रात्रिक हैं--- 

(१) आार्दा 

(२) आइलेषा 

(३) स्वात्ती 

(४) ज्येष्ठा 

(५) शतभिषा 

(६) भरणी 

रोहिणी, पुनर्वसु और विशाखा नवाश, षड़ग्रास और दो क्षेत्र वाले हैं । 

उत्तरफल्गुनी, उत्तरापाढा और उत्तरभाद्रपदा उभयतो-विभागीय और 


पन्द्रह क्षेत्रों वाले है । 


कृत्तिका, मघा, मूला, पूर्वफल्गुनी, पूर्वाषाढा और पूर्वभाद्रपदा ये ६ 
पूर्वभागीय हैं । 


मृगशिरा, पुष्य, हस्त, चित्रा, अनुराधा, श्रवण, घनिष्ठा, रेवती, 
अशविनी थे ८ नक्षत्र पश्चादभागीय एवं ३० मुहूर्ते योग और क्षेत्र 
वाले है । 


प्रछप | छ्लिजदत ह 4६७ ३-१ 


है. 
|| है| ] है“ मई ह५ १ ४६*२१५५८ 


दिशनिनटाक, विन मदाए हम फेच । सदनुसार उसके गण 
सी 
अज 2 5 
कक मा डर कक आल करत पी आम /7 अत कमल शक लीन लक 
कपलिएप विजम्यी, साहमी, घूर, भए्ठ, और 
प्रिययाद 
गोली धनणन्‌, घामिक, ब्यवसागी, स्थिर, 
घर और संत सदा धच 
अमीर मुंद, सोस्य, दर्भनीय एवं विशेषतः 
स्पी-प्रेमी 
चाट इसान्मा, सण्द, अत्यन्त जत्पना पारने 
घाखा, रौट्रछर्मा 
शप 2] पाताल (मालच चनेपफरीय। बाला) 
ऊचगान्‌ू, परमंतीय, दातलेध 
द्ाय दाक्ा तेदस्वी, क्षत्रिय राजा; वैध्य- 
धर लि रोने है 
0&23 ही, का र, गु्मनृष्य, लग 
स्का पटापण, आयकर, बेर मारप, पनयानू, 
घारपयास, जोगी 
0 अर भी और गशुर्रसामभिमदेक 
या धथाय ई। भोगयान, विधान भे दिव्च शान माला 
केश शसुभम 
ई 
रा शा मा, सेनापलि और अस्येययर्मा 
विन परत, विभकयापर, दर्शनीग, थे 
ड़ 4 | 
| रा, निवरतीद 
5० | वरपत्ताधी, विनशाणम, गंदे, वामभौषर 
| मिश्यपरी, दिवाशआन 
है 3 6जह के ' 
८4६76 # ३ अप 25% अपन, महा ग, दर, हक भी 
| 3 2820 


०७० 5पक पलकदरमव- सक-) 
20:00. जब 


है कट '+ 
का कं 22022 
ऊ 





नक्षत्र-ताम, जिसमें मनुष्य जन्म लेता 


है। 


दिव्यावदानमें संस्कृति का स्वरूप | २५५ 


तदनसार उसके गुण 





अनुराधा 


ज्येष्ठा 


भूल 
पुर्वाषाढा 


विश्वदेव 
श्रवण 


घनिष्ठा 
वारुणे 
पूर्वभाद्रपदा 
उत्तरभाद्रपदा 


रेवती 


अध्विनी 
भरणी 


न्‍ब०-म.«---+कनमक-अे ९ पमपरधल-र कक. 


मित्रवान्‌, संग्रही, शुचि, कइत्तज्ञ, 
घर्मत्मा 

मित्रवान्‌, धनुर्वेद का ज्ञाता और 
स्त्रियों में प्रीति करते वाला 

अकृतज्ञ, अधासिक,  हृढ, वीर, 
किल्विषी 

मत्सरी, चंचल इन्द्रियों वाला, मत्स्य- 
मांसप्रिय और घातक 

सानुक्रोश, दाता, विद्यानिष्ठ, सुहज्जन 
आचार्य, शास्त्रकर्ता, विश्वासी, क्रिया- 
पर, श्रीमान्‌ 

अनवस्थितचित्त, चित्रद्वव्य, सर्वशकित 
परुष, ह पशील, परिवादी, सर्वश 
चरित्र-गुण-युकत, कतज्ञ, मुखर 
विचक्षण, मेघावी, बहुत सताव वाला, 
धर्मशील, महाधनी 

धर्मात्मा, जातिसेवक, दरिद्र, अल्पधन, 
अननसूयक् 

अतिविचक्षण, महाजनप्रिय, शूर, सुभग 
पापाचारी, अविचक्षण, काम-चित्त, 


उप जीवक 


एड 


ए 


प्ना 


] 


द्रादश भास मे 


पैर 


हद गया भान ऊं 


रु 


जी हे 


ट्रय 


अफमाातफ >। 


राहु 


ई 


+ ड 
हू. है| 5 श्र 
कमा | डा है हैक 
9७ पी: कर 
क्ड ग्ु हट | हे १ कल 
कबक के [लि पे ११ ० 
का हक हज आह 4 का. 3६ 
हा जा हज ४४० अरकका 
व रे हैँ? की कब हज के 
हर फल कं ५+.. बेरेन डा. इज 
ड ३छ मिनी न 


रू 2 


2 


++« जुर 


[१५ 


विललक सहन अाधना+अ ०० ३ प०क4-+७+५९-4 “के 0 "८ जमाल-.७-३3०५०७७/२०४००२०+० ++जन्‍क 


विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | २५७ 


(१४) संगत 
(१९६) सांप्र यक 
(२०) अनन्त 
(२१) गर्दभ 
(२२) राक्षस 
(२३) अवयव 
(२४) ब्रह्मा 
(२५) दिति 
(२६) अके 
(२७) विधमन 
(२८) आग्नेय 
(२६) आतपारिति 
(३०) अभिजित्‌ 


ये मुहूर्त द्विधा विभक्त है-- (क) दिवसकालीन (ख) रात्रिकालीन। इन 
मुह॒र्तों मे पहले पन्द्रह दिवसकालीन मुहुर्ते और अन्तिम पन्द्रह रात्रिकालीन 
मुहूर्त है । 
[क] दिवसकालीन मुहते 

सुर्ये के उदय होने पर जब ६६ पौरुष की छाया हो, तो चतुरोजा नामक 
मुहत्ते होता है । ६० पौरुष छाया के होने पर ब्वेत नाम का मुहूर्त, १२ पोरुष 
छाया के होने पर समृद्ध नामक मुहूते, ६ पौरुष छाया के होने पर शरपथ 
नामक मुहृतं, ५ पोरुष छाया होने पर अतिसमृद्ध नामक मुहूर्त, ४ पौरुष छाया 
होने पर उद्गत नामक मुहूर्त और ३ पौरुष छाया के रहने पर सुमुख नामक 
मुह॒र्त होता है । आदित्य के मध्याह्न मे स्थित होने पर चज््क नामक मुहूर्त 
होता है । मध्याक्त के बाद ३ पुरुषों की छाया होने पर रोहित नाम का मुह॒त, 
४ पुरुषी की छाया होने पर बल नामक मुहते, ५ पुरुषों की छाया होने पर 
विजय नामक मूह॒ते, ६ पुरुपो की छाया होने पर सर्वरस नामक मुहूर्त, १२ 
पुरषी की छाया होने पर वसु नामक मुहूर्त, ६० पुरुषों की छाया होने पर 


परिच्छेद ३ 
भ्रह 


ग्रह सात बतलाये गये हैं -- 

(१) चन्द्र 

(२) आदित्य 

(३) शुक्र 

(४) बृहस्पति 

(५) शनेश्चर 

(६) अड गारक 

(७) बुध 

इन ग्रहों मे वृहस्पति को संवत्सर-स्थायी कहा गया है । शनदचर, 
अड गारक, बुध और शुक्र ये चार ग्रह मडल-चारी हैं ।* 


इन ग्रहों में राहु और केतु की गणना नही की गई है । 


१. शादू लकराविदान, पु० ३३६,३५५ । 
२ बही, पृु० ३५५१ 


परिच्छेद ४ हि 
तिथि-कर्म-निदश' 


प्रतिषदा तिथि का नाम “ननन्‍्दा” है । यह सभी कार्यो के लिए प्रशस्त 
मानी गई है, किन्तु विज्ञान [विद्या] के आरम्भ और प्रवास के लिए वह 


गहित है । 

ट्वितीया को “भद्रा” कहते है । यह आभूषण आदि घारण करने के लिए 
शुभ है । 

तृतीया को “जया” कहा गया है | यह विजय प्राप्त करने वाले कार्यों के 
लिए शुभ बतलायी गयी है । 
«चतुर्थी को “रिक्‍ता” कहा गया है। यह ग्राम-सेन्य-वध, चोरी, अभिचार 
[हिसा-करम |, कूट [छल-कपट |, अग्निदाह और गोरस-साधन [मद्ठा, दूध, 
दही आदि] के लिए हितकारी है। 

पंचमी “पूर्णा” कही गयी है। यह चिकित्सा, गमन-मार्ग, दान, अध्ययन, 
शिल्प एवं व्यायाम के लिए कल्याणकारी है । 


पष्ठी “जया” है। यह निन्दित मार्ग, गृह, क्षेत्र, विवाह अथवा आवाह- 
कर्म [बहू को घर लाने] के लिए प्रशस्त है । 


0 सप्तमी “भद्रा” कही गयी है। यह पुण्य-मार्ग, राजाओं के शासन, छत्र 
और शयया के निर्माण के जिए श्रेष्ठ है । 


अष्टमी “महावला” है, वह परिरक्षण, भय, मन्दता, बद्ध, योग और 
हरण के लिए प्रनस्त है । 


१. श्ादू लकर्णावदान, पृ० ४२०-४२१॥ 


विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | २६१ 


तवमी को “उमग्रसेना” कहा गया है । इसमें छत्रु का नाश, विष नाश 
आक्रमण, विद्या, वनन्‍्धन और वध-कर्म करना श्रेष्ठ माना गया है । 


दशभी “सुधर्मा” है । यह शास्त्रारंभ, धनाजव के लिए उद्यत होने, शान्ति 
स्वस्त्ययन के आरंभ के लिए तथा दान और यज्ञ करने के लिए तत्पर होने में 
प्रशस्त है । "ये 
एकादशी “मान्या” कही गई है । यह स्त्रियों तथा मास-मद्य में प्रवृत्ति 
[के लिए उचित है ?] तथा इसमें नगर [-निर्माण ], रक्षण, विवाह एवं शास्त्र 
कर्म कराना चाहिए । 
द्वादशी को “यद्या” कहते है। यह विरोध और मार्ग-गमन के लिए 
वर्जित है तथा विवाह, पर्वत [आरोहण ? |, कृषि-कार्य एवं ग्ृह-कार्य के लिए 
प्रशस्त है । हि 
त्रयोदशी “जया” कही गई है । यह स्त्रियो के समुंदाय में श्रेष्ठ मानी 
गई है तथा कन्या-वरण, वारिएज्य एवं विवाहादि कार्यो के लिए अच्छी मानी 
गईं है । 
चतुर्दशी का नाम “उग्रा” है । इस तिथि में अभिचार-कर्म, वध, और 
बन्धन के प्रयोग कराने चाहिए. तथा [शत्रु पर] प्रथम प्रहार करना चाहिए। 
पंचदशी “सिद्धा” कही गई है, जो देवता और अग्नि-कर्म के लिए श्रेष्ठ 
है तथा गो-संग्रह, वृषभ-त्याग, वलि-कर्म, जप एवं ब्रत के लिए हितकारी है ।' 


परिच्छेद ५ 


स्वप्न-विचार ' 


जो व्यक्ति देवता, ब्राह्मण, गौ, प्रज्वलित अग्नि, राजा, हाथी, घोडा, 
सुबर्णी, वृषभ आदि को स्वप्न के अन्त में देखता है, उस का कुदुम्व वृद्धि को 
प्राप्त करता है । स्वप्न मे सारस, शुक, हंस, क्रीच तथा श्वेत पक्षियो को 
देखने वाले का कटुम्ब निश्चय ही बढ़ता है | समृद्ध शस्य, नई गायें, पुष्पित 
कमलिनी, भरा हुआ कलश, स्वच्छु जल तथा अनेक फूल जो स्वप्न के अन्त 
मे देखता है, उस का कुदुम्ब विकास को प्राप्त करता है । हाथ, पर, या घुटने 
(जानु) में शस्त्र या धनुष के द्वारा जिस पर प्रहार किया जाता है, उस 
के यहाँ वस्त्रों की अभिवृद्धि होती है । जो व्यक्ति स्वप्न के अन्त में तारा, 
चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र, तथा ग्रह को देखता है, उस के कुटुम्ब की वृद्धि होती 
है । स्वप्न के अन्त में अश्वपृष्ठ, गजस्कन्ध, यान और शयूया पर आरूढ 
होने वाला महान्‌ ऐश्वर्यं को प्राप्त करता है। जो स्वप्न मे गो थुक्त रथ या 


घोड़े पर चढता है और उसी अवस्था मे जग जाता है, वह ऐब्वर्य को प्राप्त 
करता है । 


स्वप्न में श्युगाल, नग्न मनुष्य, गोधा, वृश्चिक, सूकर, अजा (बकरी) 
आदि का दर्शन व्याधि-कलेश को प्रकट करता है । काक, श्येन (बाज), 
उलूक, ग्रृन्न, व्तक (बंगला), मयूर आदि को, स्वप्न मे देखना व्यसन का 
कारण होता है । अपने को नग्न, पाशु (धूल) से युक्त या कर्दम (कीचड़) 
से सना हुआ देखने वाला, व्याधि क्लेश को प्राप्त करता है । 


धनुष, अन्य शस्त्र, आभूषण, ध्वजा या कवच का स्वप्न मे प्राप्त 
करना, वन-लाभ को द्योतित करता है। स्वप्त में सूर्य और चन्द्रमा का उदय 





-१ शादू लकर्णावदान, पु० ३८५-३४८३ । 


दिव्यावदान सें संस्कृति का स्वरूप | २६३ 


देखना शुभकारी है। सूर्य और चन्द्र को अस्त होते हुए देखना राजा की 
विपत्ति का कारण होता है | 


स्वप्न मे वृष्टि का होना, अभनि (वज्र) पात, भरूमि-कम्प विपत्ति का 
निर्देश करते है । यदि स्वप्न मे चन्द्र और सूर्य खण्डित दिखलाई पड़ते है, 
तो द्रष्टा की आँख नष्ट हो जाती है | कापाय-वस्त्र को धारण करने वाली, 
मुडित कपाल वाली, मलिन वस्त्र वाली या नीले और लाल बस्त्रो 
वाली स्त्री का स्वप्न मे दिखाई पडना, कष्ट का कारण होता है ॥। 
स्वप्त मे सुरा, मैरेय, आसव और मधु को पान करने वाला व्यक्ति कष्ठ को 
प्राप्त करता है। स्वप्न मे जल, पाशु (घूल) अथवा अगारो की वर्पा, 
मृत्यु का निर्देश करती है | कृष्णुवसना, आदर या मलिन वस्त्रों वाली स्त्री, 
जिस पुरुष का स्वप्न में आलिगन करती है, वह बन्धन (कद) को प्राप्त 
करता है । 


सुस्नात, सुन्दर वेश वाले तथा सुगन्वित और शुक्ल वस्त्र वाले पुरुष 
अथवा नारी का स्वप्न में दर्शन महान्‌ सुख का कारण होता है । भद्र आसन 
पर अथवा सुसंस्कृत गयन पर आसीन पुरुष, स्त्री को प्राप्त करता है या स्त्री, 
पुरुष को प्राप्त करती है । जो पुरुष स्वप्न के अन्त में शुक्ल और गध से 
अनुलिप्त वस्त्र को देखता है, उसे स्त्री-लाभ होता है। अन्न भौर आश्ृपणों 
को देखने वाला पुरुष, भार्या को और नारी, पति को प्राप्त करती है । मेखला 
(करधनी), कशिका (कान का आभूपण ), माला और स्त्रियों के आभूषण 
को प्राप्त करने वाला पुरुष, भार्या को और नारी, पत्ति को प्राप्त करती है । 
हाथी, बेल, नाग और ताराओ से युक्त चर्द्र-सूयें की वनन्‍्दना जो नारी 
स्वप्न मे करती है, वह शीघ्र ही पति को प्राप्त करती है । तथा इन मे से 
कोई यदि स्त्री की कुक्षि में प्रविप्ट होता दिखाई पडता है, तो वह पुर्ण अगो 
वाले श्रीमानु पुत्र को जन्म देती है । सभी फल तथा हरित वनों को स्वप्न के 
अन्त मे प्राप्त करने वाली नारी श्रीमाज्‌ पुत्र को उत्पन्न करती है । उत्पल 
कुमुद, पद्म एवं खिलती हुई कलियो वाले पुडरीक को स्वप्न के अन्त मे 
प्राप्त करने वाली नारी श्रीमान्‌ पुत्र को जन्म देती है । 


स्वप्न में गृह-निर्माण शुभ है और गरृह-भेदव नहीं, निर्मेल आकाण का 
दिखलाई पडना अच्छा है पर मेघ-युक्त आकाश अप्रशस्त, स्वच्छ जल प्रशस्त है 
किन्तु अस्वच्छु जल नही, छुवर्ण-वर्शन शुभ है किन्तु उस का धारण नही, मास 
दर्शन शुभ है पर उस का भक्षण अशुभ, मद्य का दर्शन प्रशस्त है पर पान 


२६४ | दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


नही, हरिद्‌ वर्ण की पृथ्वी का दशेन प्रशस्त माना गया है, विवर्ण पृथ्वी का 
नही, याव पर चढना शुभ है उससे गिरना नही, रुदन प्रशस्त है पर हँसना 
नही, प्रच्छन्न दर्शन शुभ है किन्तु नग्त नही, माला का दिखलाई पड़ना अच्छा 
है पर उसका धारण नही, मन्द वायु का चलना अच्छा है पर तेज हवा का 
नही तथा पर्वत पर चढना प्रशस्त हे पर उस से उतरना नही । 


रात्रि के प्रथम काल में देखा गया स्वप्न एक वर्ष में अपना फल देता 
है, दूसरे प्रहर का स्वप्त छः महीने मे तीसरे प्रहर का छः पक्षों मे तथा 
रात्रि के चौथे प्रहर का स्वप्न आधे मास में ही फलीभूत हो जाता है। 
गायो का दान, ब्राह्मणों का पूुजत, अपने इप्ट-देव की अचंना, श्रेष्ठ 
ब्राह्मण को तिल-पात्र का दान, शान्ति कर्म, स्वस्त्ययन प्रयोग, और गुरुओ की 
पूजा से दु.स्वप्न के प्रभाव का निवारण किया जाता हे । 


स्वप्त में जलचरो एव मछलियों को देखने वाला व्यवित जो भी 
कार्य आरभ करता है, उसे वह शीघ्र ही समाप्त कर देता है। दूसरे घर के 
कुत्ते का दरवाजे प्र पेणाव करना इस रवप्न को देख कर जगे हुए व्यवित को 
यह जानना चाहिए कि उस की स्त्री जार-कर्म की इच्छा वाली है । 


जो स्वप्न मे समुन्द्र को देखता है या उस के जल को पीना चाहता 
है या वृक्ष, पर्वत, हाथी, घोडा आदि पर चढता है, उसे जगने पर यह जानना 
चाहिए कि उसे राज्य-लाभ होगा । 


जो स्वप्न के बीच केश-श्मश्रु का कटना देख ता है, उसे जगमने पर अर्थ 
(धन) को प्राप्ति होती है । जो अपने को स्वप्न के अन्त में कृष्ण सर्प से 
गृद्दीत देखता है, उसे शत्रु-पीडा होती है । जो स्वप्न के बीच अपने को अग्नि 
से सतप्त देखता है, उसे शीघ्र ही ज्वर हो जाता हे । इसी प्रकार अपने 
सिर पर काप्ट-भार, तृण एवं बहुत बोक को देखने वाला किसी बड़ी व्याधि 
से असित हो जाता है । सुवर्णा, रूप्य (चॉदी) और मुक्ताहार (मोतियों का 
हार) को स्वप्न के बीच देखने वाला, निधि को प्राप्त करता है । 


परिच्छेद ६ 


कन्या-लक्षुणु 


कन्या के निन्दित एवं प्रशस्त सभी लक्षणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
शास्त्रकोविद उसके सभो अगो की परीक्षा करते है, यथा--हस्त, पाद, नख, 
अगुली, पारिलेखा [ रेखा |, लॉघ, कटि, नाभि, उरु, ओष्ठ, जिह्दा, दन्त, 
कपोल, वासिका, अक्षिश्र , ललाट, करे, केश, रोमराजि, स्वर, वर्ण, गीत, 
मति, सत्व ।* 


[क] नारो के प्रशस्त लक्षण 


हसस्वरा, मेघवर्सा, मधुरलोचना एवं दास-दासियों से परिवृत स्त्री आठ 
पुत्रो को जन्म देती हे । जो नारी मण्ड्ककुक्षि वाली है, वह ऐब्वये को प्राप्त 
करती है, धन्य पुत्रो को उत्पन्न करती है तथा उनकी प्रीति का भाजन होती 
है । जिस स्त्री के पारिशतल में कच्छप, स्वस्तिक, ध्वज, अकुण, कुण्डल, माला 
सुप्रतिष्ठित दिखाई देते है, वह एक पुत्र का प्रसव करती है और वह राजा 
होता है । जिस स्त्री के पाणितल भें तोरण सहित कोष्ठागार का चिह्न 
दिखाई पडता है, वह दास-कुल में उत्पन्न होकर भी राजपत्नी होती है । जिस 
स्त्री के वत्तीसों दाँत गोक्षीर के समान पाण्डु वर्ण के होते है तथा समान 
शिखरो से युक्त स्तिग्ध आभा वाले होते है, वह राजा को जन्म देती है । 
स्निग्बा, कारण्डवप्रेक्षा, हरिणाक्षी, तनुत्वचा और रक्त वर्ण के थोष्ठ तथा 
जिह्ना वाली ऐसी सुमुखी स्त्री राजा की पत्नी होती ह | जो कन्या सूक्ष्म और 
तु ग नासा वाली, मुक्त उदर वाली, सुशञ्रू तथा सुवरकेशान्तो वाली होती है, 
वह बहुप्रजा वाली होती है । जिसकी अगुलियाँ कमल के संहश सहित और 





१. शाद लकर्णावदान, पु० ४१०-४११ । 
२. वही, पृ० ४११-४१२॥ 


२६६ | दिव्यावदान में संस्कृति फा स्वरूप 


कान्तिमान्‌ नखो वाली है, वह कन्या सुस्त को प्राप्त करती हे । जिसके आवर्स 
सम और रिनरव हैं भौर दोनो पादर्व सुसस्थित है, बद् राजपत्नी होती है । 
विक्रम संरियत उरु, जंथा और पा््व वाली तथा रक्तान्त विशाल नेत्रों वाली 
कम्या सुख को प्राप्त करती है । मृगाक्षी, मृगजबा, मगग्रीवा, मगोदरी और 
युक्त नामो वाली स्त्री राजपली होती है । जो रत्री सन्दर केश और भस 
वाली तथा जिसकी नाभि दक्षिण आवर्तों वाली है, बह कुलव्धिनी द्वोती है 

जो मारी कान्‍्त जिह्ना, रक्तोष्ठी और प्रियभाषिणी है, उसे, प्रान्न मनुष्य को, 
वरण करना चाहिए । नीतोत्पल-सुवर्ण के समान आभा वाली और दीर्घ 
अंगुलियों वाली स्त्री सहत्नो की स्वामिनी होती है। घन-चान्य, आयु, ये, 
और श्री से युक्त लक्षणसम्पन्न कन्या को प्राप्त- कर मनुष्य वृद्धि को प्राप्त 


होता है । 


[ज] स्त्रियों फे श्रप्रशस्त लक्षण' 


उच्वंप्रेक्षी, अब-प्रेक्षी, तिर्यक प्रेक्षिणी, उद्न्ान्‍्न, और वचिपुलाछ्ती ऐमी 
स्त्रियाँ विचक्षणों के द्वारा वर्जनीय है । जिसके फेश लम्बे और रुक्ष हैँ, अवली 
ओऔर गात्र विचित्र हैं, वह कामचारिणी होती कामुफा, विगला, गोरी, 
अत्यन्त काली, बहुत लम्बी भौर बहुत छोटी रिनर्बा वर्जनीय हैं । जिम स्त्री के 
ललाट, उदर और स्फिच--ये तीन लटकते रहते है, वह देवर, ध्वसुर और 
पति को मार डालती है । जिसके बगत में रोमराजि होती हैं और कटि 'कुफी 
हुई रहती है, वह दीर्घायु और दीर्घकाल तक दुःसी रहती है। काकजंघा, 
रकताक्षी, घर्धर स्व॒रों वाली, बिना सुखी वाली, बिना किसी जाना वाली और 
नष्ट वान्ववो वाली नारी वर्जित है। जिसका उदर अत्यन्त स्थुल और नीने 
की ओर लटकता रहता है, वह अत्यन्त अवश, बहुत पुत्रों वाली तथा दुःगी 
होती है। जिसका जाँघ और मुख-मण्डल वालो से युतत होता है, वह पुत्र 
अथवा भाई को भी जार बनाना चाहती है । जिसके दोनो बाहुप्रकोप्ठ बालो 
से भरे है और उत्तरोपष्ठ पर रोम है, वह अपने पति को विनप्द करने वाली 
होती है । जिस स्त्री के हाथो, पैरो और दातों के मध्य छिद्र होता है, उसके 
घर पति द्वारा अजित घन नही टिकता। जिस स्त्री के चलने पर उसकी पर्वे- 





१. शाद्‌ लकर्णावदान, पु० ४१२-४१३ । 


विव्यावदात सें संस्कृति का स्वरूप | २६७ 


संधियों [जोडों] से आवाज होती है, वह दुःख-बहुला होती है और सुख कभी 
नहीं प्राप्त करती । जिसके पैर की प्रदेशिनी अंगूठे से वडी होती है, वह कुमारी 
यौवनावस्था में विशेषरूप से जार करती है । 


देवता, नदी, वृक्ष, गुल्म के नामों वाली स्त्री वर्जनीय है। जो स्त्री नक्षत्र 
या गोत्र के नामों वाली होती है, वह अत्यन्त रक्षा किये जाने पर भी मनसा 
पापाचरण करती है । 


उपयु क्त इत नारियो का बन करना चाहिए । 


परिच्छेद ७ 
तिल-विचार' 


जिस स्त्री के मूध्ति पर सूक्ष्म, स्निग्ध और पद्म के समान वर्ण वाला 
तिलक (तिल) हो तथा उसका प्रतिविम्ब स्तनों के ऊपर पढ़ता हो, तो 
राजा उसका पति होता है । 


जिस स्त्री के शीप॑ पर सूक्ष और अजनचूर्ण के समान वर्ण वाला तिल 
हो तथा जिसका प्रतिविम्बक तिल स्तनों के बीच में हो, उसका भर्ता सेनापति 


होता है । 
भ्र्‌ वान्तर मे तिल वाली स्त्री दुश्चारिणी होती है । उसके पाँच पति होते 
है और वह वहुत अन्न-पान को प्राप्त करती है । 


गण्डस्थल के नासादिक मध्य में तिल तथा रोमप्रदेश मे उसके प्रतिविम्बक 
तिल के होने पर वह नारी शोक को प्राप्त होती है । 


जिस स्त्री के कान मे तिल और उसका प्रतिविम्वक तिल त्रिक में होता 
है, वह वहुश्रुता और श्रुतिधारिणी होती है । 


जिस स्त्री के उत्तरोष्ठ पर तिल और उसका प्रतिविम्बक तिल उर में 
हो, वह भिन्नसत्या होती है और कष्ट से वृति प्राप्त करती है । 


जिस स्त्री के अधरोष्ठ पर तिल हो और उसका प्रतिबिम्बक तिल गुद्य 
स्थान पर हो, तो वह दुश्चारिणी और भिष्ठान्न-पाव की बहुत इच्छा रखने 
वाली होती है । हि 

जिस स्त्री के चिवुक पर तिल और साथ ही उसका प्रतिविम्बक दुसरा 
तिल गुद्य स्थान पर हो, वह दुश्वारिणी होती है और अधिक मात्रा मे 
मिण्टान्न पान को प्राप्त करती है । 





१. शादुं लकराविदान, पु० ३६८॥। 


परिच्छेद ८५ 
पिठक-विचारः 


चोट लगने या जलने से हुआ ब्रश था फोडें आदि का चिह्न (दाग) 
“पटक” कहलाता है । ये तिलो के तदरूप होते है । 


स्त्रियों के वामभाग में होने वाले पिटक शुभ माने गये हैं और पुरुषों के 
दक्षिण-भागस्थ पिठक अर्थ-साधक होते हैं । 


इ्वेत वर्ण का पिटक ब्राह्मणों के लिए, क्षतोपम क्षत्रियो के लिए, पीले 
रंग का वैध्यो के लिए, असित वर्ण का छुद्रों के लिए और स्लेच्छ जाति मे 
विवर्ण पिटक श्रेष्ठ होता है। सब पिटक के होने पर राजा महान्‌ होता 
है | शीर्ष पर होने से घनधान्य, कार्ति एवं सुभगता की प्राप्ति होती है । 


अक्षिस्थान का पिटक प्रियदर्शन कराता है, अक्षिश्रू भाग मे स्थित पिटक 
शोक और गण्डस्थल का पिठक पुत्रवध की सूचना देता है| 


नासागण्ड मे स्थित पिटक पुत्रलाभ कराने वाला होता है। नासाग्र में 
पिठक के उत्पन्न होने पर मनुष्य अभीष्सित गन्ध-भोगों को नहीं प्राप्त करता । 
उतरोष्ठ और अधरोष्ठ पर होने वाला शुभाशुभ अन्नपान तथा चिदुक और 
हनुदेश वाला पिठक घन, गाय और श्री को प्राप्त करता है। गले मे स्थित 
पिटक वाला मनुष्य दान प्राप्त करता है और आभूपण एवं पान का भी 
उपभोग करता है। शिरसधि और ग्रीवा में स्थित पिटक शिरब्छेदन को 
प्रकट करता है । शिरमुल और हनु का पिठक घनक्षय, सधि स्थान का पिटक 
भैक्षचर्या, तथा हृदयस्थित पिटक प्रियसगम का सकेत करता है। प्रृष्ठ में 
होने पर दुःखशयूया और अन्नपानक्षय, पाइवे में होने पर सुखशयूया, तथा 
स्तन पर होने वाला पिटक सुतजन्यता को प्रकट करता है। वाहु में स्थित 


१. शादू लकराविदान, पृ० १८५३-१८५। 


२७० | विध्यावदान में संरछृति का रवरप 


मिटक मंगलकारी, अधभ्रियममागग को मे देने साला, ध््विनातण एं ससी- 
लाभ का गावन करता है। प्रधाट में उप विश आऑमरश  ईने बाली, वर्षर 
में त्थित पिटक क्षुपाकारी, सशियस्प में शिया पिदेक नियभस करने माला 
तथा गनन्‍्गों पर होते बाला पिडनाहर्य का दाता हीता है लि लक 
हुआ पिठक सौभाग्य एवं सनलान को करने साया होता + 


टुदय में होने पर चाए और पृथनामाग्म, हैदर (पैड) 
सोमदान तवा नानि में होने सर रवीजआभ मो 2 बरसों 
रियित पिटक दसस, और द-दीलसता, मूपरप में हियस दि बेचें 
में स्वत पिहक शोमसना भार्या, पुस्दास्तनग्थित दि सतागिक, शिदिय में 
होने बाला धनन-क्षय, उस ने रियव बिके घनन्मोेबारद्रायक, झाम में फोन 
बाला घश्ुमय और सनक्षय, जानुसधि जोर मेहबा मे दाधझ विशका विजय, 


हा 


] 


शानलाभ, और पुतजरस्म, बक्षर्यत में रोने साहा घिदया रधीनगर्म, हा का 
पिटक परसेया सथा गशिवरय को धिडका उस्धस भौर बरिदाधथ भी ह्ड 
फरता है। जिसके पारईर्य और गृत्प: मे. दिदग होता है, सगशा मरा विश्थप 
ही धरत से होता है। अगुसयिं बाय विदण कोश 
(जोटो) में रियर पिडके स्यापि 


जिसके पाउनल और इस्ससाज भे दिशा कैश 0, गा 
ः 


गौ, स्त्री, यान प्राप्य करता है । 


/ उेंगरपाद गाया विदेश हशास मी सूनत 


परिच्छेद ६ 


वायस-रुतम्‌ ' 


प्रस्थित पुरुष के भार्ग मे आगे कौवा दूध-धारी वृक्ष पर बैठ कर बोलता 
है, तो अर्थ-सिद्धि का निर्देश करता है। अधिक बढ़े हुए पत्तों वाले वृक्ष पर 
बैठकर मघुर बोलता है, तो गुड और गोरस से मिश्रित भोजन प्राप्त होता 
है। यदि अपने शरीर का पैर से मार्जतन करता हुआ दिखलाई पडता है, तो 
पायस और घृत से युक्त भोजन मिलता है । रुक्ष चोच को घिसता हुआ तथा 
शिर को साफ करता हुआ, फल वाले वृक्ष पर बैठा हुआ कौवा मास-भोजन 
का निर्देश करता है । सूखे वृक्ष पर वैठ कर रूखा तथा तथा दीन बोलता है, 
तो बहुत बडा भगडा तथा भर्थ-विनाश करता है । पखो को फड़फड़ाता हुआ 
कौवा यदि दिखाई दे, तो गमन नही करना चाहिए। यदि रस्सी और लकड़ी 
को खीचता है, तो भी जाना नही चाहिए। गोबर या सूखी लकडी पर बैठ 
कर बोलता है, तो कलह और व्याधि को बताता है तथा आर्थ-सिद्धि का 
बाधक होता है । घडे, थाली तथा आसन पर वैठ कर बोलना, गमन-सूचक 
है । देव-स्थान और देवोद्यान पर-घोलता है, तो अर्थ-लाभ सूचित करता 
है। यदि वृक्ष के बीच में वायसी घोसला बनाती है, तो मध्यम वर्षा तथा 
भध्यम अनाज उत्पन्न होता है। पेड की जड मे, यदि अण्डे देती है, तो बहुत 
भयानक स्थिति--अनावृष्टि तथा दुर्भिक्ष की सूचना देती है। चार या पाँच 
बच्चो को जन्म देती है, तो सुभिक्ष की सूचना देती है तथा फलो को प्रदान 
कराती है। 


१. शाह लकररविदान पृ० ४०२।॥ 


परिच्छेद १० 
शिवा-स्तम' 


का ् #. 
पूर्व की चि ड़ की जोर मात बेर गदि तीस थार आागाली बॉलर्स 
ये की दिया मे, पूर्व की जोर ग्रह बार सदि सीस छोर हागाला बाली 


ल्‍ 


/तो वृद्धि की सूचना देसी है। सार बार बोडने पर मंगन का सिशेदस 
करती है। पाँच बार सोलने पर बर्षा की सुसता देती है । छः बार बोजग पर 
घनुचत्र-भय समृत्यक्न करती 74 सात बार सोसने पर बहयन प्रमोद करती 
है । आठ बार बोलने पर पिसनतमागम की संनना देसी 7 । विहतर बोलते 


5 ३ खपना '+०क +->जक ्कन्मट हे 
रहने पर श़ु-भ को सूसना प्रदान करना , । 


| गदु हि लय लत हो, ०७ प 
दक्षिण दिया में, दद्षिग मुस कर सीन बार सदि, क्षर-लत्र जसा मब्द 
ट् कप ह रे ९ ० सार बोनने 
करती हुई बोगनी 7, तो बढ़ ग्रथ ही सूचना देसो (। सार बाद बदन 


पर, प्रिय-्ममागम और सन-वास को सूचना देती 2। टैसी द्रयार पल बार 
बोलने में भी धन-लान होता है । छ" थार दोउे पर सिथि का फल प्राप्त 
होता है । सात बार सोलने पर बिवाःट कौर छह का प्ररदन सारती है । 
आठ बार बोलने पर नब की सूसना 
घबडाहूट प्रकट करती है । * 


को ७ भेरइमिर ८ पल प्र 
सी /। निरस्‍तर बोलते रब पर 


और 


पच्चिम दिया में, पश्चिम की ओर मोह कर यदि सीन खार बोलती है 
तो मृत्यु की सूचना देती है। चार बार बोलने पर मन्पन, पाँच बार सोने 
पर वर्षा, छः बार बोनने पर 
बोलने पर अर्थ-मिष्टि और सिस्सार शोलते 
देती है । 


उत्तर फी दिया मे, उत्तर ली ओर मह करहे तीन बार बोलने पर 
जाने वाले पुर॒प का गमन निर्थक होता है । 





१. शादू लकणविदान- पु० ३६६॥। 


दिव्यावदान सें संस्कृति का स्वरूप | २७३ 


भय, पाँच बार बोलने पर॒ विवाद, छः बार बोलने पर कुशल, सात बार 
बोलने पर वर्षा, आठ वार बोलने पर राजकुल-दण्ड, और निरन्तर बोलते 
रहने पर यक्ष, राक्षस, पिशाच, कुम्भाण्ड के भय को प्रकट करती है । 


नीचे भुह करके बोलने पर खजाने की सुचना और ऊपर मुह करके 
बोलने पर वर्पा की सूचना देती है। दो-राहो पर, पूर्वाभिमुख होकर बोलने 
पर अर्थ-लाभम की और दक्षिणाभिमुख होकर बोलने पर प्रिय-समागम की 
सूचना देती है । दो राहो (मार्गो) पर पश्चिमाभिमुख होकर बोलने पर कलह, 
विवाद, विग्रह और मरणा को प्रकट करती है । कुएं के ऊपर बोलने से अर्थ 
की सूचना मिलती है। घास पर बोलने से अर्थ-सिद्धि, बहुत कोमल बोलने 
पर व्याधि-सुचक, गीत की ध्वनि में बोलने से अर्थ और आअनर्थ दोनों की 
सूचना देती है । 


श्वुगाली प्रस्थित पुरुष के आगे आकर बोलती है तो मार्ग के कल्याण को 
बताती है और अर्थ-सिद्धि सूचित करती है । मार्ग मे जाते हुए यदि बाँये से 
आकर दाहिने मुह होकर बोले, तो अर्थ-सिद्धि और मार्म-क्षेम को प्रकट 
करती है । इसी प्रकार बॉय से आकर सामने बोले, तो मार्ग-भय को प्रकट 
करती है । यदि सेना के प्रस्थान के समय बोलती है और पश्चिम की ओर 
लौटती है, तो पराजय को प्रकट करती है । सेना के प्रस्थान पर, यदि श्ृगाली 
आगे आ कर बोलती है, तो सेना की विजय प्रकट करती है। 


प्रिच्छेद ११ 
पाणि-लेखा' 


अँगूठे की जड़ के सहारे ऊपर को जाने वाली रेया ऊर्व-रेसा कही जाती 
है, जो सुख की सुचिका है। उसी के पास दूसरी ज्ान-रेशा कही जाती है। 
इसके पास ही तृतीय रेखा प्रदेशिनी से आगे बढती है, शसे हृदय-रेसा कहा 
जाता है। अपवों में पर्व हो तो नक्षत्रों का उयद्रव होता है और बदि दह़री 
रेखाएँ पर्वो मे हों तो चह व्यक्ति सौ वर्ष तक जीवित र | भेंगूठे के नीचे 
जितनी रेखाएँ हो, उतनी ही सन्‍्तानें होती हैं। जितनी दीघे रेगाएँ होगी, 
उतनी ही दीर्घायु सन्‍्तान होगी । छोटी रेखाओ के होने पर सस्तान स्वल्पायु 
होती है | अंगूठे की जड मे यव का चिह्न हो, तो राधिका जन्म जानना 
चाहिए और भेंगूठे के ऊपर यव का चिह्न होने पर दिन का जन्म जानना 
चाहिए। मेंगूठे की जठ में, यव के चिह्न से मनुृप्य को सुर की प्राप्ति होती 
है । जिस पुरुप के हाथ में यच, चाप भोर स्वस्तिक का चिह्न दिसाई देता है, 
वह धन्य माना जाता है । मत्त्य के चिह्न से घान्य, यव के चिन्ह से घन की 
प्राप्ति होती है जिस पुरुष के हाथ में पताका, ज्वजा, झक्ति, तोमर और अकुश 
के चिह्न प्राप्त हो, उसे पृथ्वी पति अर्थात्‌ राजा अथवा राजवंश में उत्लन्न 
जानना चाहिए। जिसके हाथ में अत्यधिक रेसाएँ नहीं होती है, वह सर्देव 
पृज्य होता हैं और सबका प्रिय माना जाता है । जिसके हाथ में ध्याम वर्ण 
की रेखा हो और वह टूटी हो, तो दु ख देने वानी होती है। जिसके हाथ में 
तीनो रेखाएँ पूर्ण स्वप्न मे दिखाई देती है, वह महाभोगी, महा-विद्वान्‌ और 
सी वर्ष की आयु वाला होता है । उठा हुआ हाथ, माँसल हाथ, लम्बा और 
मोटा हाथ सर्देव धन प्रदाता होता हैं। देखने में अच्छा लगने वाला हाथ, 
सज्जन पुरुषों का होता है । टेढा तथा अस्पष्ट हाथ धू्ते पुरषों का माना जाता 





१. शादू लकर्णावदान, पुृ० ३६४ ॥। 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | २७५ 


है | जिन पुरुषों का हाथ रक्त के समान लाल चिकना होता है, वे सर्व-ऐद्वर्य- 
सम्पन्न माने जाते है । 


गरम और लम्बे हाथ वाला पुरुष अच्छे भाग्य वाला और पौरुष-सम्पन्न 
होता है। जिस हाथ में लघुत्व और शीतलता हो, वह नपु सक पुरुष का हाथ 
होता है । जिसके हाथ मे जल के समान स्वच्छ तथा लम्बी रेखा हो और जल 
के समान वढ़तीः गयी हो, साथ ही निम्न स्थान से उन्नत स्थान की ओर गयी 
हो, वह पुरुष धन को प्राप्त करता है। जिसकी अँगुलियों मे अन्तर न हो 
तथा जिसके हाथ की रेखाएं कटी हुई छिलन्न-भिन्न हो, ऐसे पुरुष को लक्ष्मी 
त्याग देती है । 


परिच्छेद १२ 


चिकित्सा -विज्ञान 


तत्कालीन चिकित्सा-विज्ञान समुन्नत था । मातंग राज त्रिशंकु ने अन्य 
सब शास्त्रों के साथ-साथ कायुर्वेद का भी अध्ययन किया था ।* महासार्थवाह 
सुप्रिय अरिष्टाष्याय एवं वेद्य-मतो का अध्ययन कर सार्थवाह मघ की व्याधि 
क्रे उपशमार्थ अनेक औषधियों का निर्देश करता है । रोग को “व्याधि” 
कहते थे ।' रोग-ग्रस्त होने के लिए “गान: संवृुत्ः” या “लानीभुतः” * 
णब्द प्रयुक्त हुए है । “दिव्यावदान” मे प्रयुक्त कुछ रोगो के नाम ये हैं-- 
दाह ज्वर,' कुष्ठ-रोग", पिट्ठुक, नेत्र-रोग' मारि या मरक। “मरक” 
आधुनिक कालरा आदि के समान एक सक्रामक रोग था। 


प्रार्थना द्वारा रोग-निवारण मे लोगो का विश्वास था । एक वार 
“मारि” के फैलने पर मिमित्तक उसे देवता, प्रकोप बतलाते है और अधिष्ठान 
निवासी जनकाय उसे देवताराधन द्वारा जान्त करते है ।' 





१. शादू लकर्शावदान, पृ० रेर८ । 
२. सुप्रियावदान, पृ० ६८। 

३. कुणालावबदान, पु० २६३ ॥, वीतशोकाबदान, पृ० २७७ । 
४. पूर्णावदान, पु० १५, १६॥ 

५. सान्धातावदान, पु० १३०॥। 

६: पूर्णावदान, पृ० १६। 

७. नगरावलम्बिकावदान, पृ० ५२॥ 
८ सान्धातावदान, पृ० १३० । 

९. चूडापक्षावदान, पु० ४३४ ॥ 
१०. रुद्रायणावदान, पु० ४८७। 
११. वही, पु० ४८८ ॥ 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | २७७ 
पर साधारणतः रोगों की चिकित्सा करने के लिए वद्य होते थे ॥ 


तत्कालीन चिकित्सा-प्रणाली में मुख्यतः औषधियों का प्रयोग होता 
था । इच औषधियों मे मूल, पत्र, गंड, पुष्पादि होते थे ।* 


एक वार राजा अशोक महान्‌ व्याधि से ग्रस्त हो गये । उन के 
मुख से वमन होने लगा तथा सभी रोम कूपों से अशुचि पदार्थ निकलने लगा। 
वह किसी भी प्रकार से ठीक नहीं हो रहा था । तिष्यरक्षिता ने इस 
रोग का कारण 'ज्ञात करने के लिए इसी रोग से आक्रान्त एक आभीर को 
मार कर उस की कुक्षि को विदीरण् कर देखा कि उस की आँतों में पकक्‍वाशय 
स्थान पर एक बडा कीडा (कृमि) उत्पन्न हो गया है । वह उस के 
ऊपर मरिच (मिर्च) पीस कर लगाती हैं, पर वह नहीं मरता । इसी 
प्रकार पिप्पली और श्वद्भवेर का प्रयोग करती है। किन्तु पलाण्डु (प्याज) 
के लगाने से वह मर जाता है और उच्चारमार्ग से निकल जाता है । वह 
राजा से पलाण्डु खाने को कहती है और राजा उस का सेवन कर स्वस्थ हो 
जाते है ।' 


सौर्पारकीय राजा के दाहज्वर से पीड़ित होने पर वंद्यों ने उन्हें 
गौशीषं॑चन्दन का प्रलेप देने का निर्देश किया था।* 


एक स्थान पर कहा गया है कि वृद्धावस्था के कारण एक ब्राह्मण की 
नेत्र-ज्योति नष्ठ हो गई थी । उस को मार डालने के उदृश्य से उस की 
पुश्न-वधुएं उसे सर्प डाल कर बनाया हुआ 'हिलिमा' 'जोमा' पान करने को 
देती है | ब्राह्मण उसे पीता है और उस के वाष्प से उसके नेन्न-पटल खुल जाते 
है और वह भली-भाँति देखने लगता है ।" 


निरन्तर विलाप और अश्र्‌-पात करते रहने से नेत्रो की ज्योति चली 
जाती थी । श्रोण कोटिकर्ण के महासमुद्रावतरण के पदचात्‌ न लौटने पर उस 





पुर्रावदान, पृ० १५। 

सान्धातावदान, पृ० १३० ॥, चूडापक्षावदान, पु० ४२८॥। 
कुणालावदान, पृ० २६३-२६४। 

पुर्णावदान, पृ० १६ । 

* चूडापक्षानदाब पु० ४३५॥ 


एव हल हुए दुए 2० 


२७८ | विव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


के माता-पिता शोक के वश्नीभूत हो रोते रहने के कारण ज्योति-विहीन हो 
गये थे ।' 


बेहोश व्यक्ति को होश मे लाने के लिए उस पर जल छिडका जाता था । 
'धर्मरच्यवदान” में यथार्थ वात का ज्ञान होने पर एक दारक विमृढ एवं 
विह्नलचित्त हो कर प्रृथ्वी पर विमूछित हो जाता है । तदनन्तर उस की 
माता जलघट-परिषेक द्वारा उसे अवरसिक्त करती है, जिस से कुछ देर के 
बाद वह पुनः चेतना प्राप्त करता है ।* 


रोग निवारणार्थ अनेक भपज्यों का भी प्रयोग होता था ।' गर्भ-परिस्नव 
कराने वाले भषज्य भी थे ।* 


स्मरण-शक्ति बढाने वाले भेषज्य का भी उल्लेख हुआ है । पर्वंतराज 
हिमवान्‌ पर सूदया नाम की औपधि प्राप्त होती थी, जिसे घी में पका 
कर पान करने से मनुष्य को न भूख लगती थी और न प्यास तथा साथ ही 
उस की स्मरण शक्ति बढ जाती थी ।* 


रोग के कारण कभी-कभी सिर के सारे वाल गिर जाते थे ।" 


रोग से मुक्त हो जाने पर भी वीतश्ोक गोरस-प्राय आहार का ही 
सेवन करता था ।* 

आपन्नसत्त्वा स्त्रियों को, गर्भ की रक्षा एवं सुसवर्धन के लिए वंद्यों 
द्वारा निर्दिष्ट आहार दिये जाते थे । 





« कोटिकर्णावदान, पु० ४। 
धर्मरुच्यवदान, पु० १५८ । 
पुर्यावदान पृ० १५। 
ज्योतिष्कावदान, पू० १६२॥ 
- सुधतकुमारावदान, पु० २६६॥ 
* वीतशोकावदान, पृ० २७७ । 

* वही, पृ० २७७। 

* कीटिकर्णावदान, पृ० ११ 


॥ &छ ॥ #द ॥&«€ आए ० *० 


२७६--दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


रोगी के मनोरंजन का भी ध्यान रखा जाता था, जिस में वह पडढ़े-पड़े 
ऊबने न लगे । झास्त्रबद्ध कया एवं नानाश्रुतिमनोरथ आख्यायिकाओं के द्वारा 
सुप्रिय, रुग्ण सार्थवाह मघ का अनुरंजन करता है ।* 


रोगी के सेवा करने वाले परिचारक “उपस्थायक” कहलाते थे ।॥ 
परिचारिका “उपस्थायिका” कहलाती थी ।* 





१. सुप्रियावदात, पूृ० ६८॥ 
२. वीतशोकावदान, पु० २७७ । 
३. चही, पृ० २७७। 


$ 


परिशिष्ह 


परिशिष्ट [क]--दिव्यावदान' में प्रयुक्त सम-उद्धरखों 
फी सुची 
परिशिष्ट [ ख]--सहायक ग्रन्थ 


परिश्षिष्ट [क] 


“दिव्यावदान” में प्रयुक्त सम-उद्धरणों की छती 


(१) ग्रहपति का वर्रान 


४ -** ****गृहपतिः प्रतिवसति श्रात्यो सहाधनो महभोगो विस्तीणंविज्ञाल- 
परिग्रहो वेश्रवराधनप्रतिस्पर्धी ।” 


(कोटिकर्णावदान, पृ० १; पर्यावदान पृु० १५; स्वागताचदान प्रृ० १०४; 
ज्योतिष्कावदान पु० १६२; सहसोदगतावदान पृ० १६२; संघरक्षितावदान 
पृ० २०४; चूडापक्षावदान पृ० ४३६) 


(२) सन्‍्तान-प्राप्त्यर्थ देवाराधन 


“सोध्पुत्न: पुत्नाभिवन्दी शिववरुणकुबेरवासवादीनन्यांश्व देवताविशेषा- 
नायाचते, तद्यथा आरामदेवता वनदेवता चत्वरदेवता शुद्धभाटकदेवता बलिप्रति- 
ग्राहिका: । सहुजा: सहधर्मिका नित्यानुबद्धा प्रषि देवता आयाचते 


(कोटिकरण्राविदान पृ० १; सुधनकुमारावदान, पृ० २८६) 
(३) सनन्‍्तान की उत्पत्ति में तजिपुटी का योग 

“भ्रपि तु त्रयाणां स्थानाना संसुखी भावात्युत्रा जायन्ते ढुहित रइच । कत्मेषां 
त्रयाणाम्र्‌ ? मातापितरों रकतों भवतः संनिपतितों | माता चास्थ कल्या भवतति 


ऋतुमती च | गन्धवें: प्रत्युपस्थितो भचति । एपां त्रयाणां स्थानानां संसुखी- 
भावात्पुत्रा जायन्ते दुहितरश्च ।* ४ 


(कोटिकर्णावदान, पृ० १; सुधनकुमारावदान, पृ० २५६) 
(४) स्त्रियों के पंच आ्रावेणिक-घर्म 


४ पञचावेणीया घर्मा एकत्ये पण्डितजातीये मातुग्रामे । कतसे पञ्च ? 


रघ४ | दिव्यावदान सें संस्कृति फा स्वरुप 


रक्त' पुरुष जानाति विरक्त' जानाति | फाल जानाति ऋतु जानाति। गर्भभव- 
फ्रान्तं जानाति । यस्प सकाशाबुगर्भमवक्रामति तमपि जानाति । दारफ जानाति, 
बारिफां जानाति । सचेद्ारफों मवति, दक्षिण फुक्षि निश्चित्य तिप्ठति । 
सचेह्ाारिका भवति, वास फ़ुक्षि निश्चित्य तिप्ठति झि 


(फोटिकर्णावदान, पृ० ९; सुप्रियावदान, पृ० ६२; सुधनकुमारावदान, 
पृ० २८६९) 


(५) गर्भिणी का श्राहार-विहार 


“गापन्चसत्त्वा विदित्वा उपरिप्रासादतलगतामयन्ध्रिता धारयति 
तिक्ताम्ललवणमघुरकटुकपायविवरजित राहारे: । हाराधहारविभ पितगात्रीमप्सरस- 
मिव नन्दनवनचारिणी मण्चान्मञ्च पीठात्पीठमनवतरन्तीमघरिसता सुमिस ॥ 
न घास्या: किद्चिदमनोजञशब्दअवरां यावदेव गर्भत्य परिपाकाय । 


(फोटिकर्णावदान, पु० १; सुप्रियावदान, पु० 5६२; स्वागताचदान, 
पृ० १०४; सुधनकुमाराबवान, पु० २८६) 


(६) उत्पन्न पुत्र का शारीरिक चर्णन 


“दारको जातोइसिरूपो दर्शनीयः प्राध्तादिको गौर: प्रभकवर्शाइछप्राकार- 
शिराः प्रलम्बवाहुविस्ती्ंललाट उच्चधोणः संगतश्न स्तुड्धनासः सर्वाजभ प्रत्य- 


ज्ोपेतः ॥ 


(सुप्रियावदान, पु० ६२; सुधनकुमारावदान, पु० २८६; माकन्दिकावदान, 
पृ० ४५२) 


(७) जातकर्म एवं नामकरण 


“तस्य ज्ञातयः संगम्य समागम्य नोरिय सप्तकानि एफविशतिदिवसानि 
विस्तरेश जातस्य जातिमहूं छृत्वा नामघेय॑ व्यवस्थापयन्ति-कि भवतु दारकस्य 
नामेति ।” 


(फोटिकर्शावदान, पृ० २; पूर्रावदान, पृ० १६; सहसोदगतावदान, पृ० 
१८६, १६२; सुधनकुमारावदान, पु० २८७; माकन्दिकावदान, पृ० ४५२) 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | २८५ 


(८५) शिशु का लालन-पालन 


८-००" “अझष्टास्थों घात्रीभ्योन्‍्नुप्रदतो द्वाभ्यामंसधान्नी*यां हाभ्यां 
क्रीडनिकाण्यां द्वाभ्यां मलधात्रीभ्यां द्वाम्यां क्षीरधान्रीम्याय् । सोषष्टासि- 
्धान्री भिरुन्नीयते वर्ध्यते क्षीरेण दध्ता नवनीतेनव संपिषा स्पिसण्डनान्यश्चोत्त- 
प्तोत्तप्तेरपकरणविशेष: । श्राशु वर्धते हृदस्थतिव पड्डूजम्‌ । 


(कोटिकर्णावदान, पु० २; पूर्सावदान, पृ० १६; मंत्रेयावदान, पु० ३५; 
सुप्रियावदान, पु०६३; स्वागतावदान, पृ० १०४; सुधनकुमारावदाव, पृ० २८७) 


:&) बालक की शिक्षा 


“यदा भहान्‌ सचृत्तस्तदा लिप्यामुपन्‍्यस्त: । संख्यायां गरानायां 
मुद्रायामुद्धारे न्‍्यासे निक्षेपे हस्तिपरीक्षायामश्वपरीक्षायां रत्नपरीक्षायां 
वासुपरीक्षायां वस्त्रपरीक्षायां पुरुषपरीक्षायां स्त्रीपरीक्षायाम््‌ । नानापण्यपरीक्षासु 
पर्यवदातः सर्वश्ास्त्रज्ञ.. सर्वकलाभिज्ञ सर्वशिल्पज्ञ।. सर्वभुतरुतज्ञः 
सर्वगतिगतिज्ञः उद्धदको चाचकः पण्डितः पदुप्रचार: परमतीक्षणनिश्ितबुद्धिः 
सवृत्तो४र्तिकल्प इच ज्ञानेन । स यानि तानि राज्ञां क्षत्रियाणां सूर्ध्नाभिषिक्तानां 
जनपदेश्वर्यस्पामवोर्य मनुप्राप्तानां महान्त पृथिवीसण्डलमभिनिजित्याध्यावसतां 
पृथरमवन्ति शिल्पस्थानकर्मस्थानानि, तदथ्था-हस्तिप्रीवायां श्रव्वपृष्ठे रथे 
त्सस्थनु.षघु उपयाने निर्याणोडड छुअग्रहे तोमरग्रहे छेचे भेय्ये मुष्टिवन्धे पदबन्धे 
दूरवेधे शब्दवेधेउक्षुण्णवेधे मर्मवेघे दृढप्रहारितायास्त्‌ । पञुचसु स्थानेषु कृतावी 
सवृत्तः ।* 


(सुप्रियावदान, पु० ६३ ; सुधनकुमारावदान, पृ० २८७) 
(१०) व्यापारियों हारा धण्टठावघोष 


8853 ८ ४४७० ०४ घण्टावघोषरण ऋृतम््‌ यो युष्माकमुत्सहते'*'*"'**“सार्थवाहेन 
सार्धमशुल्केनातरपण्येन महासमुद्रमवततु सर, स महासमुद्रमनीय॑ पण्य 
समुदानयतु ।॥* 


(कोडिकर्सावदान, पु०२; पूर्रावदान, पु० २०) 
(११) कथा का निष्कर्ष 


“इति भिक्षव एकान्तकृष्णानामेकान्तकृष्णो विपाक:, एकास्तशुक्लानां 


२०६ | विव्यावदान में संस्कृति फा स्वरूप 


घर्माणामेकान्तशुक्लों विपाकः, व्यतिमिभ्राणां व्यतिसिश्रः । तस्मात्तहि भिक्षव 
एकान्तकृष्णानि कर्माण्यपास्य व्यतिमिश्रारिण च, एकान्तशुक्लेष्वेव कर्मेस्वाभोगः 
करखीयः । इत्येव॑ वो भिक्षव: द्िक्षितव्यम्‌ । 


(कोटिकर्णावदान, पु० १४; पुरणावदान, पु० ३३; मेण्हकावदान, पु० छोड; 
स्वागतावदान, पुृ० ११६; ज्योतिष्कावदान, पृू० १७६; सहसोदगतावदान, 
पृ० १८४) 


(१२) प्रन्नज्या-चिधि 


“एहि भिक्षो चर ब्रह्मचयंसिति । स भगवतो वाचावसाने सुण्ड: सवत्तः 
संघाटिप्रावृतः पान्रकरकव्यग्रहस्त: सप्ताहवरोपितकेदश्मश्रुवंधंशतो पसंपन्नस्य 
भिक्षो रीर्यापथेनावस्थितः । 


एहीति चोक्तः स तथागतेन 

भुण्डश्च संघाटिपरीतदेहः १ 
सद्यः प्रज्षान्तेन्द्रिय एच तस्थी 

एवं स्थितो बुद्धमनोरथेन ।“ 


(पूर्णावदान, पु० २२, २६; ज्योतिष्कावदान, पु० १७४; सघरक्षितावदान 
पृ० २११) 


(१३) दृष्टसत्य हो कर उदान कथन 


“इदसस्माक सदन्त न मात्रा कृतं न पित्रा छृतं न राज्ा नेष्ठस्वजनबन्धु- 
वर्गेण न देवताभिन पूर्वप्रेतेन श्रमणक्राह्मणंयंद्‌ भगवतास्माक तत्कृतस््‌ । 
उच्छीषिता (रुघिराश्त समुद्राः, लड्धिता अस्थिपर्वंताः, पिहितान्यपायद्वाराणि, 
प्रतिष्ठापिता वय॑ देवमनुष्येषु श्रतिक्रान्तातिक्रान्ता: ।” 


(पूर्रावदान, पृ० २६; सहसोदुगतावदान, पु० १६२; रुद्रायणावदान, 
पृ० ४७० ) 


(१४) बुद्ध का शारीरिक वर्णन 


7 ““भगवन्तं द्वात्रिशता महापुरुषलक्षणेंः समलंकृतमशील्यानु- 
व्यज्जनविराजितगात्र व्यामप्रभालंक॒त सुर्यसहत्नातिरेकप्रभं जड गसमिव रत्न- 
पर्वत समन्‍्ततो भद्बरकम्‌ ।” 


अर 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | २८७ 


(ब्राह्मणदारिकावदान- पृ० ४१; स्तुतिब्राह्मगावदान. पृ० ४५; इन्द्रनाम- 
ब्राह्मगावदान, पु० ४७; अद्योकवर्रावदान, पु० ८5५; तोयिकामहावदान, पु० 
३०१) 


(१५) बुद्ध-स्मिति 


“ततो भगवता स्मितमुपदर्शितम्‌ । घर्मता खलु यस्मिनु समये बुद्धा 
भगवन्तः स्सितं प्राविष्कुर्वेन्ति, तस्मिनु समये नीलपीतलोहिताबदाताः पुष्पराग- 
पदुमरागवज्ञवेडूय मुसा रगल्वाकंलोहित काद क्षिणावत्तेशड्ड शिलाप्रवालजातरूप रज- 
तवर्णा श्रचिषों मुखान्तिश्चार्य काश्चिदधस्तादुगच्छन्ति, काश्चिदुपरिप्टा- 
इगच्छन्ति । या श्रधस्तादुगच्छन्ति, ता; संजीबव॑ फालसुत्र. संघातं॑ रोरवं महा- 
रोरवं तपन॑ प्रतापनमवीचिमबु दनिरवु दमटटं हहवं हुहुचमुत्पलं पदुमः सहापदुस- 
मवीधिपयेन्तानू नरकानु गत्वा ये उष्णनरकास्तेषु शीतीभुत्वा निपतन्ति, ये 
शीतनरकास्तेषृष्णीभुत्वा निपतन्ति । तेनानुगतास्तेषां सत्तवानां तस्मिन क्षसे 
कारणाविशेषाः, ते प्रतिप्रत्नभ्यन्ते । तेषामेव सवति-कि नु बयं भवन्त इतश्च्युता 
श्राहोस्विदन्पन्नोपपन्ता इति । तेषां प्रसादर्लंजननाथ भगवान्निर्भितं (दर्शन) 
विसजंयति । तेषां निर्मितं दृष्द्वेब भवति-न होव व्य भवन्त इतद्च्युता:, 
साप्यन्यत्रोपपन्ता इति । अपि त्वयमपुर्वदर्शनः सत्त्वः अस्थानुभावेनास्माकं 
कारणविशेषाः प्रतिश्रस्रव्धा इति। ते निर्मित चित्तमभिप्रसाद्य तन्नरकवेदनीयं 
कर्म क्षपयित्वा देवभनुष्येषु प्रतिसंधि गृह गन्ति, यत्र सत्यानां भाजनभुता 
भवन्ति । या उपरिष्टादुगच्छन्ति, ताइचातु्म हाराजिकान्‌ देवानू गत्वा त्राय- 
स्त्रिश्ञानु याम्तांस्तुपितानु निर्माण रतीनु परनिसितवशवर्तिनो देवानु ब्रह्मकायिकान्‌ 
ब्रह्मपुरोहितान्‌ महान्रह्मणः परीत्ताभानप्रमाणाभानाभास्वरान्‌ परीत्तशुभान- 
प्रमाणशुभान्‌ शुभकृत्स्ताननभ्रकान्‌ पुण्पप्रसवान्‌ बृहत्फलानबृहानतपान्‌ सुदृशान्‌ 
सुदर्शानकनिष्ठपर्यन्तानू देवान्‌ गत्वा श्रनित्य दु.ख शुन्यमनात्मेत्युद्घोषयन्ति । 
गाथाहय च भाषन्ते--- 


आरभष्वं॑ निष्कासत युज्यध्व॑ बुद्धशासने । 
घुनीत मृत्युनः सेन्‍्यं॑ नडागारमिव कुण्जरः ॥ 
यो ह्यस्मित्‌ धर्मंविनये अश्रप्रमत्तत्चरिष्यति । 
प्रहाय जातिसंसार॑ दुःखस्यास्तं क्तरिष्यति ॥ 


श्रथ ता अ्रचिषस्त्रिसाहुलमहासाहस्न' ' लोकधातुमन्वाहिण्ड्य भगवन्तमेव 
पृष्ठत, पृष्ठतः समनुबद्धा गच्छन्ति | तद्यवि भगवानतोीतं व्याकतु कामों भवति,० 


२८८ | दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप 


पृष्ठतोउन्तर्धीयन्ते । अ्रनाय्त व्याझतु कामों भवति, प्ररस्तादन्‍्तर्धोयन्ते | नरको- 
पर्षात्त व्याकतु कामो भवति, पादतलेष्तर्धोयन्ते ॥ तियंगरुपर्पत्ति व्याकतु कामों 
भवति, पाण्ण्पामन्‍्तर्घोयतिे | प्रेतोपर्पात्त व्याकतु कामों भवति, पादाडगुष्ठे- 
इत्तर्धायन्ते । सनुष्योपत्ति व्याकतु कामों भवति, जानुनोरन्तर्धीयन्ते । बलचक्र- 
वर्तिराज्यं व्याकतु कामों भवति, वामे करतलेड्न्तर्धीयन्ते । चक्र्वातराज्य॑ 
व्याकतु कामो भवति, दक्षिण करतलेउन्तर्घायन्ते । श्रावकबोधि व्याकतु फामो 
भवति, आस्येषन्दर्धायन्ते । प्रत्येकबोधि व्याकतु कामो भवति, ऊर्णायामंतर्धायंते 
यदि अनुत्तरां सम्यदसंवोधि व्याऊतु कामो भवतति, उष्णीषेष्न्तघीयंस्त ।” 


(ब्राहू मरादारिदावदान, पृ० ४१,४२, अशज्योफवशाविदान, पु० ८६; 
ज्योतिष्छावदान, पु० १६३,१६४; पांशुप्रदानावदान, पृ० २३०,२३१) 


(१६) बुद्ध का वर्णन 


(०००० 


' सत्कतो गुणक्षतो मानितः पुजितो राजभी राजमात्र ध॑निभिः 
पोरं्ाह्मणैप्‌ हपतिनिः श्रेप्ठिपि: साथवाहैरदेवनर्गियक्षेरसुरे्गरडे: फिल्‍्मरेम - 
होरगेरिति देवर्नागयक्षासुरणरुडस्न्निरमहोरगाभ्यचितों दुदों भगवान्‌ लाभी 
चीवरपिण्डपातशयनासनग्लानप्रत्ययर्भ पज्यपरिप्काराणा सश्ावकसघ: ।”' 


(सुप्रियावदान, प० ५८; प्रशोफवणदिदान, पृु० ८४; प्रातिहायंसूत्र, पृ० 
पर; फकनकवर्णाविदान, पृ० (८०; रुपावत्यवदान, पृ० ३०७) 
(१७) प्रसिणघान सूत्र (विधि) 


यस्मया एवंविधे सदभूतदक्षिखोये कारः कृत, भरनेनाहं 
कुशलसुलेन ४ *! 


(सेण्डकावद।न, पृ० ८३; स्वागताबदान, पु० ११६) 
(१८) पंच पुर्वेचिमित्त 
“घम्म ता खलु च्यवनधर्सरो देवपुत्रस्थ पञ्च पूर्वनिभित्तानि प्रादुर्भवन्ति- 


अविलष्टाति वासांसि विलश्यन्ति, श्रम्लामामि साल्यानि म्लायन्ते, दौर्गन्ध 


मुखान्निश्वरति, उभाष्यां कक्षान्यां स्वेदः प्रघरति, स्वे चासने घृति न 
लगते । + 


(मं त्रेयावदान, पु० ३५; सुकरिकावदान, पु० १२०) 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | २८४ 


(१६) सन्तान मे होने पर झोंक-प्रकटन 


“अनेकधवसमुदितो&हमपुत्ररच । मसात्यणद्‌ राजवशसस्‌ च्छेदो भविष्य- 
तीति ।” 


(सेत्र यावदान, पु० ३१५; सुधनकुमारावंदान, पृ० २८६) 


परिशिष्ट [ख] 


सहायक ग्रन्थ 


(१) संस्कृत, पालि ओर प्राकृत-प्रन्थ 


१. 


#द८ ० 0 


डी 6 4 


>> 
जप >>) 


अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


« अमरकोदश 
. श्रवदानद तक -- जे० एस० स्पेयर 


अ्रवदानद्यातकम्‌--डा० पी० एल० वेद्य 


» श्रष्व्सादर्जिकाप्रज्ञापारमिता 


अमातबन्‍्तजातक 


« अष्थाव्यायी 


अ गविज्जञा --म्‌_नि पुण्यविजप संपादित 


« कुमारसम्भवस 
« कुस्तीसपिण्डजातक 
* गिलगित पाण्डुलिपि, जिल्द तीसरी (भाग एक, दो और तीन) 


तंत्तिरीयोपनिषद्‌ 
दशकुमारचरित 


» दिव्यावदाव --डा० पी० एल० वंद्य संपादित 
« घम्मपद 
« निरुक्‍्त 


प्रबन्धकीश 


« पातजलयोग सूत्र 
 वाहंस्पन्य सम ति 
- महाभारत 


यजुरवेंद 


* रघुवश 


रफण्मायरण 


दिव्यावदान में संस्कृति का स्वरूप | २६१ 


ः न तन ३ कट 


२४. ललितविस्तर 

२५. वज्ञसूची 

२६. विष्ण सूत्र 

२७. शादू लक्तरविदान--पभ्रो० सुजित कुमार म्‌ खोपांध्यायं संपादित « * 
२८- हलायुधकोश 

२६ मनुस्मृति 


३०. ऋग्वेद 


३१. अथवंबेद 


१ हर 


(२) हिन्दी भाषा के ग्रन्थ 


न्फ शत 


०<्‌ 


२०. 
११. 


« १२. 


१३. 
१४. 


१५. 


$६ था| आर 


उत्तर प्रदेश मे बौद्ध धर्म का विकास--प्रो० कृष्ण दत्त वाजपेयी 


- जातककालीन भारतीय सस्कृति---मोहन लाल महतो वियोगी 


पाणिनिर्कीलीच भारतवर्ष --डा० वासुदेवशरण श्रग्रवाल 


-« पुरातत्त्व निबन्धावली---राहुल सांकृत्यायन 


प्राचीन भारत के प्रसाधंन--श्री श्रत्रिदिव विद्यालकार 


« बोद्ध-धर्म-दर्शन--आंचाय नरेन्द्रदेव 
 बीद्ध-संस्कृति---रहुल सांकृत्यायन 


भारतीय सस्कृति का उत्थान--डा० रार्मजी उपाध्याय 
रामायणकालीन समाज---शान्ति छुमार नानूरास व्यास 
रामायणकालीन सस्कृति-शान्ति कुमार नानूराम व्यास 
साथंवाह---डा० मोती चन्द्र 

बोद्ध दर्शन तथा झन्य भारतीय दर्शव--भरतसिंह उपाध्याय 
ध्यान-समस्प्रदाय--भर तसिह उपाध्याय 

जिपथगा, श्रक्तुबर १६५६--सं० काशोनाथ उपाध्याय | 
(बुद्ध-जयन्ती अंक) 

भारतीय कला एवं सस्कृति--डा० श्याम प्रकाश 


२६२ | दिव्यावदान में संस्क्ृति का स्वरूप 


(३) अंग्र जी-मापा के ग्रन्थ 


छः 656०5 नअे ४ (एआ न> 


0, 
] 


2, 


- / इ्शाएंता शिशीजा फछॉंलाणाशए-आाः 2, ज्ञा।व5 
, उिप्रव!तं5% मसज़त इच्वाईटता एाशयायक्ष 870. 007क१-०- 


मिश्याए।ए 08007, 


, 2550708 ० 8090॥9॥क जश्ञरा॥0 क[प्रशाक्वा0ण3 ०" उप्रवताएा 


/प-- 2, 7, शाप. 


» ([0765 0 गाता३--?., #€ 6लजावापव 
« जि३8एछ०ओ) थात।ं नलि९]---8. ९. ].9एछ 


पातवाशा ७४०, ४०, 7--)0., ए्ातञराशिाएऑएट. 
ध्वाएईदिा।: 9004॥8४॥--09, 6. पद्चाधवधा 


» ॥6 ॥0007॥76 ० २६७ा।7----षक्चा 68 
. वफठ इ्ाहंता: उच्चत्कंधाड। 7ढकप्रा8 ० ०७३४-२०] ०७१००7४ - 


१.9 )४(78.. 

पु॥8 इा5ंता--आशाशाश 7)707रशफए-- ५, 8. 506 
"0प्रापरब 06 6 &गरढ्ाए४7 0प6गरार्श 50269, ५०. 48, 
॥2ए५8ए०४08॥28  (7॥ ता 8८770) ध्तां€ढत 57 £, 8, 
€०9्र७) 870 १२, 6. छा], 


